मध्यप्रदेश का इतिहास 


रायबहादुर डॉ. हीरालाल 


प्रथम संस्करण १९९६ 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी 


देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला---१४ 





मध्यप्रदेश का इतिहास 


लेखक 
स्वर्गीय रायबहादुर डाक्टर हीरालाल 
बी० ए०, एम० आर० ए० एस० 
हट 


४ 2७ <5 





काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


प्रथम संस्करण ] १६६६ [ मूल्य १॥] रु० 


प्रकाशक 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी 


मुद्रक 
अपूर्वकृष्ण बोस, 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
बनारस-आांच 


माला का परिचय 

जे।धपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद जी मुंसिफ इतिहास और विशेषतः 
मुसलिस-काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता- और प्रेमी थे तथा 
राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास 
का अध्ययन ओर खेोज करने अथवा ऐतिहासिक अ्थ लिखने में ही 
लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक प्रथ लिखे हें 
जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है। 

श्रीयुक्त मुंशी देवीग्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में 
ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस 
कार्य के लिये उन्होंने वा० २९ जून १९१८ के ३५०० रु० अंकित मूल्य 
ओर १०५०० रु० मूल्य के बंबई बंक लि० के सात हिस्से सभा को श्रदान 
किए थे ओर आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक 
ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 
द्वीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला! प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब 
बंबई बंक अन्यान्य देनें प्रेसीडेंसी बंकों के साथ सम्मिलित हाकर इ पीरियल 
बंक के रूप में परिशत हे गया, तब सभा ने बंबई बंक के हिस्से के बढ़ते 
में इपीरियल बंक के चादह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अंश 
चुका दिया गया है, और खरोद लिए और अब यह पुस्तकमाला उन्‍्ही' से 
हाने बाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की बिक्री से होने बाली आंय से चल्त 
रही है। सुंशो देवीप्रसाद का वह दानपत्र काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा के २६ वे' वाषिक विषरण में प्रकाशित हुआ है। 


सलमान जाए4+८जनपतद्नमृत्कनपर बीस. 


आभास 


मध्य प्रदेश के इतिहास की, स्वयं डाक्टर हीरालाल के हाथ की 
लिखी, प्रति स्वगंवासी डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल को डाक्टर हीरा- 
लाल के भतीजे से प्राप्त हुई थी। उसे र्व० जायसवालजी ने काशी 
नागरीप्रचारियी सभा के पास भेज दिया कि वह इसका उचित उपयोग 
करे। यह हस्तलिखित प्रति बहुत दिनों तक पड़ी रही | आंत में यह 
निश्चय हुआ कि यह इतिहास प्रकाशित कर दिया जाय। उसी 
निश्चय के अनुसार यह प्रकाशित किया जाता है । 

श्री राहुल सांकत्यायनजी ने लिखा है-- अन्य विषयों के 
विद्वान वे हीरालालजी थे ही, किंतु वे कल्नचुरि-इतिहास का ऐसा 
ज्ञान रखते थे जैसा इस समय तक भारत में किसी को नहीं है। 
आगे भी उस तरह का ज्ञाता कब कोई हो सकेगा, नहीं कहा जा 
सकता। उनकी आयु श्लोर स्वास्थ्य की देखकर हम लोगों को 
बहुत डर लग रहा था कि कहीं हमारे देश को इस ज्ञानराशि से 
वंचित न हा! ज्ञाना पड़े। हमने बहुत तरह से कहा था--झराप 
कलचुरि-काल के इतिहास को शीघ्र लिखबा दीजिए !? वे भी इसके 
महत्त्व को समझते थे ओर तय हुआ था कि साथ में एक लेखक 
रखकर वे इतिहास लिखवा देंगे। पिछल्ली गमियों में रहासा में रहते 
समय मेरी यह धारणा थी कि कलचुरि इतिहोस तैयार हा रहा होगा। 
» 3९ _>८ जब जब रूयाल आता है कि कलचुरि-इतिहास का लेखक 
चला गया झौर अब हमके उस योग्यता का कल्नचुरि-इतिहास लिखने- 
बाज्ना नहीं मिलेगा तब बहुत खेद होता है। » & »% इतिहास 
एक ऐसा] विषय है जो सननशील झऔर अभ्रध्ययनशील व्यक्ति की आयु- 
वृद्धि के साथ अधिक परिपक्व होता जाता है। * » % स्व० राय 
बहादुर का इतिहास-अनुशीलन प्रेम शोर भक्ति से संबंध रखता था ।” 


है हो) 


श्री जयचंद्र विद्यालंकारणी इस संबंध में लिखते हैं--..“चेदि की 
भूमि, जातियों, बेलियों और इतिहास का जेसा ज्ञान राय बहादुर 
हीरात्ताल के था, हमारे जमाने में बेसा ग्रौर किसी को नहों है। 
उन्होंने अपनी उम्र उसी के अध्ययन में क्गा दी थी। इसी लिये 
उनसे मैंने प्राथेना की कि वे अपने ज्ञान का अपने पीछे आनेवालों 
के लिये भी छोड़ जाय। मेरी प्राथेना पर पहले ते उन्होंने 
कहा कि वे सब प्रकार झे मेहनत के काम से निवृत्त हो चुके हैं, पर 
सन्‌ १८३३ में उन्होंने आखिर वह प्राथेना मान ली। उस संबंध में 
उन्होंने एक पिछली घटना भी बताई । 

“भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने चेदि-अभिल्लेखों के संपा- 
दन का काम राय बहादुर हौराज्ञाल को सौंपा था। तब उन्होंने 
चेदि-इतिहास लिखने की पूरी तैयारी कर ली थी। उस भ्रंथ के लिये 
उन्हें १०] प्रति पृष्ठ के हिसाब से पारिश्रमिक देने को कहा गया 
उन्हीं दिनों डाक्टर म्टाइन काना का खरेाजी-अभिलेखें के संपादन का 
काम सौंपा गया और उन्हें एक गिनी प्रति पृष्ठ पारिश्रमिक देना तय 
हुआ। हीराज्लालजी ने कहा कि वे या ते एक गिनी प्रति पृष्ठ ही छेंगे, 
और नहीं ते उस अंथ की मुफ्त में प्रस्तुत कर देगे। दूसरी दशा में 
केवल्ल उनके एक सहकारी का खर्चा सरकार को देना होगा। सरकार 
इस काम के लिये ५०००) खच करने को तैयार थी, डायरेक्टर-जनरल 
आव आक्यात्ञाजी की डर लगा कि कहीं हीराल्ाालणी के सहकारी 
का खच ५ हजार से अधिक न बढ़ जाय । इसलिये यह प्रस्ताव पड़ा 
ही रह गया। सन्‌ १८३३ में डा० हीरालाल ने उस टल्ते हुए कारये 
के कर डालने का इरादा किया। एक एस० ए० पास सज्जन को 
ग्रपना सहकारी नियत कर वे मंथ की सामभी जुटाने लगे ।५८ $६ ५?” 

ऊपर दिए गए अवतरशणों से स्पष्ट है कि चेदिं के इतिहास के 
संबंध में चेदि-कीवि-चंद्र डाक्टर हीराल्ाल़ का सिक्का जम्ना हुआ था । 
उस इतिहास के कुछ अंशों को वे ऑअँगरेजी में और हिंदी में भी प्रका- 
शित कर चुके थे । जबलपुर की अस्तंगत मासिक पन्निका श्रीशारदा? 


( ३ ) 


के संवत्‌ १६७८ के सार्गशीष --फास्गुन, और संवतू १€८० के चैत्र-- 
श्रावण तक तथा आशख्िन के अकों में उक्त इत्तिहारा का कुछ अंश निकला 
था। उनके अन्यान्य अंथ--सागर-सराज, दमे।ह-दीपक, जबलपुर- 
ज्योति आदि---उस्री विषय पर हैं। “श्रीशारदा' में प्रकाशित लेख-माला 
के शुद्ध करके वे एकत्र रखते गए और उसके आगे का अश भी लिखकर 
उन्होंने उसमें सन्निविष्ट कर दिया। प्राय: प्रत्येक अध्याय का देखकर 
उन्‍होंने अंत में हस्ताक्षर करके तारीख डाल दी थी । 

कापियाँ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विचार सूक्म 
दृष्टि से इसके संपादन करने का था। किंतु एक तो बृद्धावस्था, दूसरे 
अस्वस्थता ओर सबसे अधिक अनुत्साह तथा अनवकाश ने वह समय ही 
न आने दिया। संग्रह पड़ा रह गया और एक आध प्रसंग की कापियों 
पर ते भोंगुरों ने कृपा कर दी थी | 

हर्षवर्धन का जे अंश पृष्ठ २७ पर मुद्रित है उसके आगे कापी 
में कई पृष्ठ खाली पड़े हुए थे जिनसे ज्ञात होता है कि लेखक का विचार 
इस विषय पर पृथक अध्याय लिखने का था; कि'तु उसमें एक शब्द 
भी वे आगे न लिख पाए । मैंने हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, से प्रकाशित 
“हर्षवर्धन? में इसके अनुकूल विषय ढूँढ़ा श्र काशी हिंदू-विश्वविद्यालय 
के इतिहासाचाये डा० त्रिपाठी से भी विचार-विनिमय किया कि'तु 
कुछ लिखने योग्य सामग्री उपलब्ध न हो सक्की। पता नहीं, डाक्टर 
साहब इस अध्याय में क्या क्या लिखना चाहते थे। इसी प्रकार वे 
परित्राजकों की राजधानी का स्थत्न-निर्देश और ठीक ठीक मिति भी 
देना चाहते थे। इसके लिये भी कापी में स्थान खाली पड़ा था। 
पता नहीं, वे इस तथ्य का संकल्नन कहाँ से करते झऔौर उसके प्रमाण 
में किन युक्तियों से काम लेते। जो हा, चेदि के इतिहास के 
संबंध में उनकी लिखी जे सामग्री प्राप्त थी वह णकतन्न संन्निविष्ट 
करके इस आशा से प्रकाशित की जा रही है कि संभव है, 
डाक्टर साहब का कोई समान-धर्मा आगे चलकर इसे स्वोग- 
पूणे कर सके । 


( ४) 
नागपुर विश्वविद्यालय*के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री बी० वी७ 
मिराशी एम० ए० की कृपा से श्री एन० एच० कुछकर्णी बी० ए० का 
बनाया हुआ महाराजाधिराज कणदेव के साम्राज्य का नकशा प्राप्त हुआ 
है जिसके लिये आप लग धन्यवाद के पात्र हैं। 

[ पुस्तक में, पृष्ठ ३ पर छुपी टिप्पणी में इतना और चाहिए--सिवनी 
छिंदवाड़ा जिले में मिला दिया गया है और बालाघाट तथा मंडारा जिले छत्तीसगढ़ 
कमिश्नरी में मिला दिए गए हैं। ] 

“-ल० पांडेय 


72[07 6869060 0५ 49]869॥/<प्राग7 (७६॥॥0॥9५8 


विषय-सूची 


विषय. पृष्ठ 


प्रथम अध्याय... * ३४ 2३४३ १-४७ 
मध्य प्रदेश - नवीन प्रदेश -- अंतर्बिमाग-- वतमान और प्राचीन 

अंग | 

द्वितीय अध्याय ... हे रे ४--८ 


प्रागेतिहासिक काल--दंडकारएय ->राम--का त्तवीय--- श्रीकृष्ण - 
महाभारत | 


तृतीय अध्याय. .,., पे ग प-१४ 
मो काल--शिशुनाग व नंदवंशी --मौयबंश--अथशास््र । 

चतुथे अध्याय... बज न १४-१७ 
विद्रोह-काल -- शु ग--खारवेल --आंध्रभृत्य । 

पंचम अध्याय... .८५ पक “5 श्प्न्र५्‌ 


गुप्त वश--विक्रमादित्य--हूण-आक्रमण--यशेधमंन्‌-- 
राजपिंतुल्पफुल--से।मबंशी पांडब--जिकलिंगाधघिपति | 


षष्ठ अध्याय च ४४5 अप २४-३० 
विदर्भ --वाका टक--शैल्व शी--राष्ट्रकूट--ह घंवर्द्धन । 
सप्तम अध्याय .., कक ९७६ ३०-४७ 


कलचुरि--प्राचीन राजधानी--चत्रिपु री--आ्रादिराजा -- गोलकी 
मठ--चढ़ाव उतार-- गांगेयदेव -- कर्ण देव--यश कर्ण देव-. 

त्रिपुरी के अंतिम राजा-कलचुरिशासन-पद्धति---कलचुरि- धर्म-.. 

शिल्प और साहित्य | । 

अ्रष्टम अध्याय. ,., बह्ड ४ ४७-२६ 
र्नपुर के दैहय--ठु म्माण---रत्न पुर के राजा--रायपुरी शाखा--- 

रक्षपुरी राजाओशों की शासन-पद्धति | 

नव अध्याय .,.. पर 2 4६-६७ 
महाकेाशल के छेठे-मेटे राजा--कवर्धा के नागवंशी--काँ फेर 

के सामवंशी | 


(२) 


विषय पृष्ठ 
दशम अध्याय ऋ कल | ७७6 ६ ८-७ 
नागवंशी--बस्तर के नागवंशो। 

एकादश अध्याय .,., पल 5 ७९-७५ 


विविध राजव श्‌--परमार ---समुसल मानी आक्रमण--पड़िहार-.- 
चंदेल | 


द्वादश अध्याय ..., > ४ # ४ « ७५१-जऊप 
मुसलमानों का प्रवेश--तुगलक---खिलजी | 
त्रयोदश अध्याय 8७७ न्क्क हो! उपर 


मुसलमानी जमाना-फारुकी, इमादशाही, बम्हनी--फारुकी-- 

मीरन आ्रादिलखाँ झलर उसकी संतान--अ्रादिलशाह आजिमे- 

हुमायूं और उसकी शाखा--अकबर और अ्रसौरगढ़--- 
मुगल-शासन | 

चतुर्देश अध्याय ... 25% हे ८५-<< 
गेंड--गोंड-बंशेत्पत्ति-- यथार्थ मूल--संग्रामशाइ-दुर्गावती -- 
हिरदयशाह--गेंड--गें ड-घम--गें ड -शासन-पद्धति । 


पूँचदश अभ्याय .,.. गन का १० १ 
बुदेले---हिरदयशाह बुदेला। 
घेडश अध्याय ... स्जक «०. १०७२-१०४ 


मराठे--नागपुर के भेंसले--ब्रिठिश-राज्य--- 


72[07 6068060 0५ 39]89॥/6प्राध (६॥0॥9५8 


राय बहादुर डाक्टर हीरालाल बी० ए० 


राय बहादुर डाक्टर हीराज्ञाज्ष के पिता ईश्वरदास साधु-संतों के 
बड़े भक्त थे। रामचरितमानस का अध्ययन वे बड़ी लगन से 
किया करते थे । इनके पूर्बज महोबा के समीप सूपा गाँव में रहते थे । 
वहाँ से इनकी बिरादरी के कोई २०० घर व्यापार के लिये बिलहरी में 
झा बसे थे। इन्हीं लोगों के साथ डाक्टर साहब के पूर्वेपुरुष कालू- 
राम आए थे। इनके पुत्र नारायशदास बिलहरी से < मील पर सुड़- 
वारा ( जिला जबलपुर ) में आ बसे । ये बड़े रामायणी थे और अधथे 
बतलाने की निपुणता के कारण ये, कल्वार होते हुए भी, पाठक? कह- 
लाते थे। इनके पुत्र मनबेधराम भी बड़े रामायणी हुए। ये संपन्न थे। 
इन्ह्रों के पुत्र ईश्वरदास थे, जिनके पुत्र हीरालाल और गे।कुल्षप्रसाद हुए | 

डाक्टर हीरालाल का जन्म आश्िन शुक्ल ४ संवत्‌ १८२४७ 
मंगलवार को मुड़वारा में हुआ था। पढ़ने में वे बहुत ही तेज थे । 
सन्‌ १८८१ में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। अब उन्हें 
छात्रवृत्ति मिलने लगी। जबलपुर जाकर वे हाई स्कूल में भर्ती हुए, 
लेकिन माता-पिता की श्राज्ञा से उन्हें रसोई स्वय' बनानी पड़ती थी। 
दे। वर्ण में इंट्रेस परीक्षा पास करके उन्होंने काल्लेज में नाम लिखाया 
शेर सन्‌ १८८८ में वे बी० ए० पास हुए। उनके जन्म-स्थान में उस 
समय तक कदाचित्‌ किसी ने कालेज की शिक्षा नहीं पाई थी श्रौर 
उन्होंने किया था प्रथम श्रेणी में बी० ए० पास, इसलिये फूलों से लदे 
हुए हाथी पर बिठलाकर धूमधाम से उनका जुलूस निकाला गया । 

ठाकुर जगसमेा।हनसिंह काशी से लैौटकर अपने धर जाते समय 
कटनी ( मुडवारा ) में ठहरे, तब वहाँ के मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने 
उन्‍हें अपनी शाज्षा के निरीक्षण के लिये निमंत्रित किया। निर्मत्रण 
स्वीकार कर आपने केवल निरीक्षण ही नहीं किया, वरन्‌ प्रत्येक कन्ना 


( २ ) 


की परीक्षा भी ली। जब शाप हिंदी की तीसरी कच्षा में पहुँचे श्रार 
उसकी परीक्षा ली तब श्री हौरालालजी को पारिताषिक प्रदान कर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की । उस कन्षा के शिक्षक संस्कृतज्ञ थे। वे ठाकुर 
साहब की रुचि से अनभिज्ञ न थे । अकस्मात्‌ बाले--“होनहार 
विरवान के होत चीकने पात |--यह लड़का संस्कृत अच्छी तरह 
पढ़ेगा |”. विद्यार्थी हीराल्लाल ने तब तक संस्कृत का नाम भी न सुना 
था। उन्होंने समझा, कदाचितू भूगोल आदि के समान ही संस्कृत भी 
कोई विषय द्वागा । इसलिये छुट्टों पाते ही एक पेसे का कागज खरीद 
लाए और शिक्षक के पास ज्ञाकर निवेदन किया--“अआरप इस पर संस्कृत 
लिख दीजिए, मैं उसे दे-एक दिन में पढ़ डालूँ।” शिक्षक बड़े कपालु 
थे, उत्साह भंग नकिया। बड़ी चतुराई के साथ समभता-बुकाकर 
उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया । किंतु डाक्टर साहब संस्कृतवाली घटना 
का भूल नहीं गए। «उन्होंने आगे चल्लकर संस्कृत का अध्ययन खूब 
मन छागाकर किया । 
बी० ए० हो जाने के पश्चात्‌ आप हाई स्कूल में अस्थायी रूप से 
मास्टर हुए; फिर मास्टरों को पदर्थ-विज्ञान की शिक्षा देने का काये आपको 
सौंपा गया | विचित्र दृश्य था, बड़ी अवस्था के मास्टरों का तरुण हीरा- 
ल्ञाज्ञ पढ़ाते थे भैर इन मास्टरों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इनको पढ़ाया 
था। इस कारण ये उनका गुरुतत्‌ आदर किया करते थे। इसके 
पश्चांतू आप स्कूलों के डिपटी इंसपेक्टर हुए और इस काम का आपने 
इतनी छगन से किया कि उसका ब्योरा सुनकर विस्मित होना पड़ता 
है। कई जिलों में इस पद पर रह चुकने के अनंतर आप एजेंसी इंस- 
पेक्टर बना दिए गए। इस काम का १८ महीने तक सफलतापूबक 
करने पर आप छत्तोसगढ़ कमिश्नरी (अध्यप्रदेश) के इंसपेक्टर बनाए गए। 
सन्‌ १८७७ में एक भीषण अकाल पड़ा । इसका प्रकाप बाला- 
घाट जिले पर अधिक था.। अतएव वहाँ के दु्भिक्ष-पी ड़ितों की सहा- 
_यता के लिये आप नियुक्त किए गए; क्योंकि आप इस काम का एक 
बार और सफ़्लतापूर्वक कर चुके थे किंतु छत्तीसगढ़ से बालाघाद दूर 


( $ ) 

थं, इस कारण आप वहाँ एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर बनाकर भेज दिए 
गए। वहाँ आपने कड़ी मेहनत से जनता की सेवा की। अभी यह 
काये समाप्त भी न हो पाया था कि सन्‌ १८०१ की मलुष्य-गणना का 
समय आ गया। छत्तीसगढ़ के कमिश्नर ने आपको रायपुर जिक्ते की 
मनुष्य-गणना के लिये विशेष रूप से माँग लियां। यह काम पूरा होते 
ही आप मध्यप्रदेश की मनुष्य-गणना के असिस्‍टेंट सुपरिटेंडेट बना दिए 
गए। कई भाषाओ्रों के ज्ञाता होने और मध्यप्रदेश की भाषाओं, जातियों 
तथा विविध धर्मो' की अभिज्ञता रखने के कारण आपकी यह पद मिल्ला था। 

अ्रापकी बदली यहाँ से बिलासपुर के एक्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 
के पद पर हुई; किंतु शीघ्र ही फिर गजेटियर का काम करने के लिये 
आप नागपुर बुज्ञा लिए गए। यहाँ पर आपने बड़े महत्त्व का काम 
किया | गजेटियर का काम पूरा करने के उपल्लद्य में सरकार ने अ्रापको 
रायबहादुर बनाया । नागपुर से आ्रापका तबादला दो-तीन स्थानों में 
हुआ। अंत में १७११ की मनुष्य-गणना का काये संभालने का आप 
फिर नागपुर बुल्ञाए गए | 

एक बार आप भेड़ाघाट के जल्ञप्रपात और संगमरमर की चट्टानों 
की शोभा देखने के लिये अपने एक मित्र के साथ नाव पर रवाना हुए। 
इसी समय कहां से एक दर्दे-सरी पुक्रार सुन पड़ी “बचाओ, मरे !' 
आपने चारों ओर देखा ते मालूम हुआ कि कुछ ल्ञोगों पर मधुमक्खियाँ 
आक्रमण कर रही हैं श्र वे ज्ञेग अपने बचाव के लिये पानी में 
डूबते-उतराते हैं। जहाँ की यह घटना है वहाँ नसेंदा गहरी थी। 
पीड़ितों की पुकार सुनकर आपने प्राणों की परवा न करके उन लोगों को 
बचाने का प्रयत्न किया। मिन्न को ते उन्होंने किनारे पर उतार दिया 
और स्वय॑ वहाँ नाव ते गए जहाँ पर वे लोग कष्ट पा रहे थे श्रौर उनका 
जद्घधार कर लाए। इस घटना से ज्ञात होगा कि उनके हृदय में कितनी 
सहानुभूति थी । 

आप चधार देने का अच्छा न समझते थे। आपको इसका कहु 
अनुभव हे चुका था। एक बार आपके एक बीमार मित्र को रुपयों की 


( ४) 

जरूरत हुईं। आपके यह बात बताई गई झऔर कहा गया कि आप 
आपस में ज्ञेन-देन नहीं करते हैं तो अमुक स्थान से उनके उधार दिलवा 
दीजिए । जब मिन्न ही मित्र की सहायता न करेगा ते कौन करेगा ९ 
आपने उत्तर दिया कि तब कजे का बहाना क्‍यों करते हो, सहायता 
माँगो और अपने इ'पीरियल बैंक पर कोरा चेक काट दिया भर कह 
दिया कि जितने रुपयों की जरूरत है।, ले लो। 

पुरातत्व से डाक्टर साहब का गँठजेाड़ा केसे बंघा, यह भी 
एक विचित्र घटना है। छोटे साहब के पद पर नियुक्त हुए आपको 
कुछ ही दिन हुए थे। वे दोरे पर थे। एक थाम में उन्हें पता चला 
कि वहाँ के मंदिर के एजारी के पास कुछ ताम्नपट हैं जिन पर बड़ी 
विलक्षण भाषा में कुछ लिखा हुआ है । लोगों को। विश्वास था कि वे 
किसी खजाने के बीजक हैं। पुजारी उन्हें बड़ी सावधानी से रखता 
था। उनको पूजता श्री था। आपने उन्हें देखना चाहा, पर घुजारी 
टाज्मटाल करने ज्गा। वह समभता था कि बीजक की पढ़कर सर- 
कार उस खजाने को ले लेगी भै।र शायद पुजारी पर कुछ विपत्ति भी 
पड़े। जब उसे विश्वास दिल्लाया मार कहा कि घन होगा ते तुझे 
ही पहले बताया जायगा तब उसने ताम्रपट दिए। ताम्नपटों का पढ़ने 
की आपकी बड़ी उत्कंठा थी किंतु अपरिचित लिपि का क्योंकर पढ़ा 
जाय | सरकारी काम से छुट्टी पाकर प्रतिदिन उनको देखते-देखते अक्षरों 
की पहचान हुईं। भाषा संस्कृत जान पड़ी। इससे अथे लगाकर उन 
अक्षरों को भी पढ़ लिया जिनकी पहचाना नहीं था। उनका सारांश 
भी लिख लिया। इस दर्भियान आपकी “एपीग्राफिया इ'डिका” का 
एक अंक देखने के मसिल्ञ गया। उसमें कई ताम्रपत्नों की नकतें झोर 
उनका अनुवाद आदि था। उसको देखने से पता चलना कि ऐसा विषय 
कहाँ छपने का भेजा जाता है। अब आपने अपने पास के ताप्नपत्र का 
छोख तैयार करके उक्त पत्र के संपादक के पास भेज दिया। वहाँ से 
बढ़ा उत्साहवद्धक उत्तर आंया। वह लेख राष्ट्रकूट राजवंश फे संबंध में 
बड़े कास का सिद्ध हुआ। लेख प्रकाशित हो गया। पुरकार के ४०५] 


( ४) 

आपने होटा दिए, क्योंकि लेख आपने रुपए पैदा करने को लिये 
नहों लिखा था । 

झंब आपके पास एपीमाफिया इ'डिका? के संपादक ने कुछ 
ताम्नपत्र पासल द्वारा भेजे और लिखा कि इन्हें पढ़कर संपादित कर 
दीजिए। आपने झनमभिज्ञता प्रकट की, फिर भी आपसे आग्रह किया 
गया और कुछ पुस्तकें भेजी गई! जिनकी सहायता से प्राचीन लिपि पढ़ी 
जाती है। अत में आपने उस काये का संपन्न किया और फिर ते 
आप उस क्षत्र के विशिष्ट व्यक्ति हो गए | 

आप पिता के बड़े भक्त थे। बातचीत में उनकी चर्चा छिड़ने पर 
आप गदुगद हो जाते थे। पिता की स्पृति-रक्षा के लिये आपने “ईश्वरी 
संस्कृत पाठशाला? का निर्माण किया ओर इंश्वरीपुरा बसाया। इसी प्रकार 
भाई की यादगार में अपने भवन्त के मुख्य दरवाजे का नाम गोकुल 
दरवाजा रखा। प्रोढ़ अवस्था में ही आपको पत्नी.वियेग हो गया था। 
किंतु दूसरा विवाह फरने का किसी का आग्रह आपने नहों माना और 
आप अआजन्म एक-पत्नीव्रती तथा सदाचारपरायण रहे। 

डाक्टर हीरालाल उपकार का स्मरण सदा रखते थे। एक बार 
कल्लकत्ते जाने पर उन्होंने सुना कि वहाँ कहीं पर चाह्स ले! साहब 
भी रहते हैं। खबर पाते ही आप उनसे मिलने का उतावले हा गए | 
ले साहब मध्य प्रदेश में अफसर थे ओर उन्होंने एक बार डा० हीरा- 
लाल का हैजा है। ज्ञाने पर चिकित्सा का प्रबंध किया था। इस' उप- 
कार का डा० साहब केसे भूलते। उन्होंने किसी तरह हो साहब के 
स्थान का पता लगाकर उनके दशेन किए। कृतज्ञता के ऐसे उदाहरण 
आ्राज कल विरले मिलते हैं । 

डाक्टर हीरालाल की दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित और निर्धारित 
रहती थी। इसी से वे लिखने-पढ़ने को पर्याप्त समय पाते श्र मिलने- 
जुलनेवालों से भेंट भी कर लेते थे। स्वास्थरत्षा के लिये वे घूमने का 
व्यायाम करते थे। जब काये की अधिकता के कारण बाहर टहलतने 
का न जा पाते तब अपने बाय सें ही चक्कर लगाते थे। उसका एक 


( ६४६ ) 


चक्कर २०० गज का था और १७-१८ चक्करों में २ भील चलने का 
व्यायाम हे। जाता था। वे भाजन करने और सोने के समय की 
पाबंदी रखते थे। एक बार नागपुर विश्वविद्याक्षय के हिंदी-लाहित्य- 
मंडल के धाषिक अधिवेशन में आप सभापति बनाए गए। रात के 
। बज गए। कायेक्रम पूरा होने में विज्लंब देख आपने असन से उठ- 
कर कहा कि यदि आप लोग मुझे यह आज्ञा दे दें कि मैं किसी अन्य 
व्यक्ति का सभापतित्व सौंपकर जा सकूँ ते बड़ो कृपा हो, क्योंकि 
मेरे सेने का समय हा गया है। आशा है, आप लोग मुझे चालीस 
वर्ण के नियम को तोड़ने के लिये बाध्य न करेंगे | 

फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान सिल्ञवान लेवी ने कभी कहा था कि 
साहित्य-सेवियों का एक ही गोत्र--सरस्वती गोन्न--हाता है। सच्चा 
साहित्यिक जब अन्य साहित्यिक से मिलता है तो इस बात को भूल 
जाता है कि हम लोगों में पहले की जान-पहचान भी है या नहीं। 
ऐसी ही बात पं० ज्वाल्ादत्त शर्मा ने बाबू हीरेंद्रनाथ दत्त एम० ए०, 
बी० एल०, वेदांत-रत्न से काशी में कही थी कि हम क्लोग आपके 
साहित्य-परिवार के शिशु हैं । डाक्टर हीराताल भी साहित्यिकों के 
साथ ऐसा ही संबंध रखते थे | 

पद्य-परिवतन करने में भी डाक्टर साहब कुशल थे। एक उदा- 
हरण से पाठक उनकी रुचि का पता पा सर्केंगे--“एक घरी आधो घरी 
आधी हू में ग्राध। कीन्हें संगति कविन की उपजत कविता-व्याघ ॥” 
बैसे आप पद्मय-रचना भी कर लेते थे किंतु आपका सुख्य क्षेत्र गद्य था। 

आपका साँवला रंग, लंबा कद, भारी शरीर और हँसमुख चे 
था एवं शिशु जैसी सरह्तता थी। साफा बाँधते थे। आपसे बातचीव 
करने पर यह पता नहीं लगता था कि जिलाघोश के उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद पर आपने काये किया है। 

डाक्टर होरातलाल वर्धा के डिपटी कमिश्नर थे जब महात्मा 
गाँधी श्री जमनालाल बजाज़ के अतिथि हुए। पुलिस ने ऊँचे अधिका- 
रियों के यहाँ इसकी रिपेट की श्र डाक्टर साहब को संकेत दिया गया 


(६ ७ ) 


कि बजाज साहब पर दबाव डाले, जिसमें वे महात्माजी के संपर्क से 
दूर रहें। आपने इस काये का ठीक न जानकर भो बजाज साहब को 
समझाया किंतु बजाज साहब ने जे उत्तर दिया उसकी आपने समुचित 
समभकर छुछ कारवाई न की । इस पर गोरा पुलिस कप्तान नागपुर 
जाकर ओऔंधी सीधी रिपोर्ट कर हाकिमों के कान भर आया। फल- 
स्वरूप कमिश्नर ने आकर बजाज साहब से जवाब तलब किया ते 
उन्होंने करारी फटकार बतत्ाकर पदवी लौटा दी और खुलकर महात्माजी 
के साथ हा। लिए। इस विवाद से डाक्टर साहब की दूरदशिता 
झौर निर्भीकता प्रकट हो गई। वर्षा से आपका तबादला किया गया 
सद्दी किंतु आपकी तेजरिबता की छाप लग गई। 

सन्‌ १<१२ में आपके पिता का देहाँत हुआ। उसी वर्ष 
आपके एकमात्र पुत्र केदारनाथ की भो सत्यु हो गई जो विल्लायत में 
बैरिस्टरी पढ़ता था; किंतु बीमार दे जाने के कारण घर बुज्ञा लिया 
गया था। हैजे से लड़की चल बसी । आपको भी हैजा हो! गया और 
चिकित्सा का प्रबंध करनेवाला घर पर काई न था किंतु ले साहब की 
कृपा से आपकी रक्षा की व्यवस्था हुई | 

आप नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य सन्‌ १८०२ से थे; संवतू 
१८८१ में उपसभापति चुने गए; सं० १८८२-८४ तक सभापति रहे । 
सन्‌ १<८१७ में खोज के निरीक्षक नियुक्त हुए। खाज की रिपोर्टो' का 
संपादन आप बड़ी लगन से किया करते थे। आपने सागर भूगोल, 
शालाबाग, भैगोलिक नामाथे-परिचय, दमेह-दीपक, जबलपुर-ध्येतति, 
सागरसराज, मंडलामयूख और बैराग्यलहरी आदि कई पुस्तकें हिंदी में 
लिखी हैं। बैसे सरकारी पद पर रहने के कारण आपकी श्रधघिकांश 
रचनाएं अऔगरेजी में लिखी गई हैं किंतु हिंदी में भी आपने बहुत लिखा 
है। पअँंगरेजी के शौर हिंदी के अनेक पत्रों में आपके लेख प्रकाशित 
होते रहते थे । कई विश्व-विद्यालयों के आप परीक्षक रहते थे । 

नागपुर विश्वविद्याक्षय द्वारा डाक्टर की उपाधि मिलने पर 
अपको बधाई देने एक सज़्जन गए ते आपने हँसते-हँसते कहा-- 


/ ) 


“मैं इस उपाधि के संबंध में तुमसे एक बात कहे देता हूँ। वह यह कि 
नागपुर विश्वविद्यालय ने जिन जिन सज्जनों का इस उपाधि से विभूषित 
किया वे अधिक दिन इस संसार में नहीं रह सके। सुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि उपाधि का मिल्षना माने इश्वरीय संकेत है कि मुस्के 
अब अधिऊ दिन नहीं जीना है ।” 


बड़ोदा ओरिय' टल्ल कान्फरेंस के अवसर पर आप वहाँ राज- 
कीय अ्रतिथि थे। वहाँ से लौट आने पर एक विनादपूर्ण घटना हुई। 
बड़ौदा के शाही विश्रामग्रह ने अ्रपके पास लगभग १० ०) का 'सुरा'-बिल्ल 
भेजा। उसे देखकर आप खिलखिल्लाकर अपने एक सहयात्री से 
बेले--तुम मजे में रहे जे! प्रतिनिधियों के साथ ठहरे। मुझ्ते १००) देने में 
उज्र नहों है पर प्रबल आपत्ति इस बात की है कि जिस मदिरा को मैंने 
आजीवन अपने समीप नहीं आने दिया उसके बिल का भुगतान कैसे 
करू ! प्रंत में विश्रारगृह के मैनेजर ने सूचना दी कि वह बिल्ल भूल से 
आपके यहाँ भेज दिया गया है। 


डाक्टर साहब मेोजन करने के उपरांत बड़े कटाोरा भर गरम 
दुूध पिया करते थे। अपने एक मेहमान को, जिन्हें दूध से विशेष प्रेम 
न था, आपने सल्लाह दी थी कि दूध जरूर पिया करो। “भोजन के 
बाद एक कटोरा गरम दूध नित्य पीने से साठ वर्ष की आयु में भी मेरी 
तरह सब बाल काले रहते हैं ।” 


डाक्टर साहब को विद्याव्यसन के अतिरिक्त और कोई व्यसन न 
था। वे पान तक न खाते थे। एक बार विज्ञायत जाने के लिये पासपोठट 
ले लिया, जहाज का प्रबंध हे गया, बिदाई के लिये उन्हें पार्टियाँ भी 
दी गई! । एक पार्टी सें उनसे पान खाने का आग्रह विशेष रूप से 
किया गया। उन्होंने सोचा, ज्लाग नहों मानते हैं तो एक बीड़ा खा 
लेने में हानि क्‍या है | खाने का ते बीड़ा खा जिया, किंतु उन्हें तुरंत ही 
चकर आ ग़या और स्वास्थ्य बिगड़ जाने से उस बार उन्हें अपनी यात्रा 
देक देनी पड़ी ) कर 


( <€ ) 

डाक्टर साहब पतलूच के नीचे घे।ती पहनते थे और प्रतिदिन घै।ती 
पहनकर नहाते थे ।  विज्ञायत के होटलों में हिंदुस्तानी ढंग से नहाने 
झोर घेतती सुखाने का प्रबंध नहों रहता | अपनी विज्ञायत-यात्रा के समय 
डाक्टर साहब वहाँ नहाकर घेती को सूखने के लिये दीवाल के सहारे 
फैला देते थे । इससे होटल का बालपेपर! खराब होता था। होटल की 
नोकरनी डाक्टर साहब से तो कुछ न कह सकी किंतु उसने उनके साथी 
का अपनी कठिनाई बतल्लाई। पता पाकर डाक्टर साइब को बड़ा 
खेद हुआ कि अनजान में वहाँवालों को उनके कारण असुविधा हुई । 

सन्‌ १८८८ से लेकर सन्‌ १६२२ तक आपने विभिन्न पदों पर 
काये करके पे शन ले ली थी । 

डाक्टर साहब के प्रमुख मित्रों में राय बहादुर पं० लब्जाशंकर 
का बी० ए०, राय बहादुर पं० बैजनाथ पंड्या, राय बहादुर बाबू श्याम- 
सुंदरदास बी० ए०, डाक्टर फाशीप्रसाद जायसवाल बैरिस्टर, दाक्टर 
हीरानंद शास््री एम० ए० और रा० ब० डाक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओभा 
आदि रहे हैं। वैसे भ्राप की परिचित संडली की परंपरा ते बहुत बड़ी 
है। आपके मध्य प्रदेशी मित्र आपको नागपुर विश्वविद्यालय का वाइस 
चांसलर बनाने के इच्छुक थे, किंतु इसके लिये आपने नियमित रूप से 
कुछ महीने नागपुर में रहना स्वीकार नहों किया। पुरातत्तव के पंडित 
के नाते आप षष्ठ ओरिय टल कान्फरेंस पटना के प्रधान बनाए गए 
थे। वास्तव में इस प्रतिष्ठा के आप स्वंधा उपयुक्त थे । 

सन्‌ १७८३३ में आपने यूरोप-यात्रा की। वहाँ पर आप अपने 
पुराने परिचितों से मिले, अनेक स्थानों को देखा और कई विद्वानों से 
प्रत्यक्ष परिचय किया। वहाँ से क्ौटने के पश्चात्‌ आपका स्वास्थ्य 
गिरने लगा। सन ३४ की गर्सियाँ आपने शिमले में बिताई । वहाँ 
से कटनी पहुँचने पर कुछ जीणेज्वर रहने ल्गा। और भी उपसर्ग 
बढ़े, तब चिकित्सा के लिये नागपुर और वहाँ से बंबई ले जाए गए किंतु 
न ते रोग का ठीक ठीक निदान हो। सका और न चिकित्सा ही। वहीं 
२० अगरत को प्रात: ३ बजे आपका शरीरंत हो गया। श्रतिम 


( १० ) 

संसक्रार के लिये आपका शव कटनी ल्ञाया गया; क्‍योंकि जन्मस्थान से 
आपको बहुत प्रेम था । 

डाक्टर साहब का जीवन-चरित लिखने के लिये बहुत स्थान 
चाहिए, यहाँ तो उनके जीवन की कुछ घटनाओं का उठ्ल्ेख मात्र कर 
दिया गया है, जिससे पाठकों का चरितनायक की जीवनी के संबंध में 
कुछ आभास मिल्ल जाय | इस जीवनी के लिखने में 'हैहय क्षत्रिय- 
मित्र! के हीरालाल अंक से बहुत सहायता मिली है। 


72[07 6869060 0५ 39]69॥( प्रा (६॥॥0॥8५ 


देश वह चलिए 


हे 





प्रथम अध्याय 
मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश भारतवर्ष के बीचोंबीच का वह विभाग है जिसके 
अँगरेजों ने सन्‌ १८६१ इंसवी में एक प्रथक्‌ प्रदेश बना दिय।। उसके 
पूर्व इसका उत्तरीय भाग प्राचीन पश्चिमोत्तर प्रदेश 
( वर्तमान संयुक्त प्रदेश ) में सम्मिलित था और 
दक्षिण अर्थात्‌ नागपुर की ओर का भाग देशी रजवाड़ा था। श्रकस्मातू 
सन्‌ १८४७ इंसवी में सिपाही-विद्रोह की आग भड़की । उसके शांत 
होने पर भारतवर्ष के विभागों का राजनीतिक दृष्टि से पुन: शोध किया 
गया तब यह स्थिर किया गया कि देश के सुप्रबंध श्रौर शांति के लिये 
मध्य भारत में एक प्रदेश बनाना चाहिए | इधर नागपुर का राज्य सन्‌ 
१८५३ ई० ही में अगरेजों की देखरेख में आ चुका था श्र जो अधिकार 
भोंसला घराने को प्राप्त थे वे सन्‌ १८४७ सें, आपा साहब भोंसले के 
बिगड़ उठने पर, छीन लिए गए जिससे झँगरेजों को उस राज के शासन 


नवीन प्रदेश 


र्‌ मध्य प्रदेश का इतिहास 


का प्रबंध भी अनिवाय्ये हो गया। नागपुर का राज़ इतना विस्तीण 
और पश्रैँगरेजी प्रांतों से इतनी दूर था कि वह किसी प्रदेश में 
जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिये भी एक अल्लग प्रदेश रचने की 
आवश्यकता हुई । 

उत्तरीय भाग मध्य प्रदेश की रचना के पूथे सागर व नरब॒दा 
प्रांत कहलाता था। वह < जिलों में विभक्त था अर्थात्‌ सागर, 
दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, 
छिंदवाड़ा, सिवनी और संडला। दक्षिणी भाग 
के भी उतने हीं जिले बनाए गए शर्थात्‌ नागपुर, वर्धा, चाँदा, भंडारा, 
बालाघाट, रायपुर, बिल्लासपुर, संबल्तपुर और अपर गोदावरी | 
इस प्रकार १८ जिलों के समूह का एक नवीन प्रांत स्थापित किया 
गया। पीछे से कुछ अदल्ल-बदल की गई जिसके कारण उत्तरीय देशी 
रजवाड़ों से जे भूमि"प्राप्त हुई उससे एक प्रौर जिला निमाड़ जुड़ गया 
ओर अपर गोदाबरी का जिला ताड़ दिया गया। उसका कुछ भाग 
रायपुर जिले में ओर कुछ चाँदा जिले में मिला दिया गया। सन्‌ 
१€०६ ६० में संबतपुर का जिला उड़ीसा में मिला दिया गया शोर 
दोधेकाय रायपुर झौर बिलासपुर जिलों का पुनः बटवारा करके तीन 
विभाग किए गए जिससे दुर्ग जिले की नवीन स्थापना हुई। सन्‌ १८०३ 
है० में बरार प्रांव के चार जिले अमरावती, अकोला, यवतमाल और 
बुलढाना मध्य प्रदेश में सम्मिलित किए गए जिसके कारण अब इस प्रदेश 
में २२ जिले हो गए हैं। इनके सिवा छोटे-बड़े १५ रजवाड़े हैं जे। 
इसी प्रदेश के अंतर्गत रखे गए हैं। पहले वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ जिलों में 
विभक्त थे; यथा बस्तर अपर गोदावरी जिले का भाग समझा जाता 
था। उस जिल्ले के टूटने पर वह शायपुर जिले में जोड़ दिया गयां था। 
रायपुर में बस्तर के सिवा काँकेर, नाॉँदगाँव, खैरागढ़ भार छुड्खदान 
के रजवाड़े शामिल थे। कवर्धा, सकती, रायगढ़ झौर सारंगढ़ ब्रिलांस- 
घुर से संबंध रखते थे। मकड़ाई होशंगाबाद जिले के अंतर्गत था। 
शेष कालाहॉडी, पटना, सोनपुर, रेढ्रालोल पर बामड़ा संबलपुर जिले 


के ५ 
अंतवि भाग 


प्रथम अध्याय ३ 


में सम्मिलित थे। ये, संबलपुर जिला समेत, जड़िया देने के कारण 
उड़ीसा में लगा दिए गए हैं। इन पाँच रजवाड़ों के बदले छुटिया 
नागपुर के ५ हिंदी रजवाड़े अर्थात्‌ सिरगुज्ञा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया 
और चाँग भरवार इस प्रदेश में जोड़ दिए गए हैं। इन १४ रजवाड़ों 
की देख-रेख के लिये एक पोलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया गया है। 
मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल १,३१,०४२ वर्गमील है। वह पाँच 
कमिश्नरियों में विभक्त है अर्थात्‌ ( १ ) नागपुर कमिश्नरी जिसमें 
बरतमान औरप्राचीन  डिए वर्धा, चाँदा, भंडारा श्र बाल्लाघाट के 
जिले हैं। (२) छत्तीसगढ़ कमिश्नरी जिसमें 
रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के जिले तथा 
मकड़ाई का छोड़कर सब रजवाड़े सम्मिलित हैं। (३) जबलपुर कमिश्नरी 
जिसमें जबलपुर, सागर, दमेह, सिवनी और मंडला के जिले शामित्न 
हैं। (४७, नरबदा! कमिश्नरी जिसमें होशंगाबाद, भरसिंहपुर, निमाड़, 
छिंदवाड़ा और बैतूल के जिले शामिल हैं और ( ५) बरार कमिश्नरी 
जिसमें अ्रमरावती, भ्रकोज्ञा, यवतमाल श्रौर बुलढाना के जिल्ले लगते 
हैं। प्राचीन काल में ये विभाग परथक्‌ प्रथक्‌ देशों के अंग थे। इसमें 
संदेह नहीं कि किसी समय मध्यदेश नामक एक प्रांत था परंतु वह 
बत्तमान मध्य प्रदेश की सीसा से मिलान नहीं खाता। वह यमुना 
झोर नसंदा के बीचोंबीच था । 
प्रागेतिहासिक काल्ल में मध्य प्रदेश का बहुत सा भाग दंडकारण्य 
कहलाता था। इस जंगल का पूर्वी भाग महाकाशल या दक्षिण 
काोशल कहलाता था। इसमें प्रायः समस्त छत्तीसगढ़ कमिश्नरी भार 
नागपुर कमिश्नरी का कुछ भाग भा जाता है। हेहयों का अधिकार 
फैलने पर महाफाशल का बहुत सा भाग चेदि देश के अंतर्गत हो गया। 


श्रंग 


१--अब नरबदा कमिश्नरी तोड़ दी गई है। दमोह जिला टूट कर सागर 
की तहसील कर दिया गया है और नरसिंहपुर तोड़कर देशशंगाबाद की तहसील | 
नरबदा कमिश्नरी के वेतूल और छिंदवाड़ा जिले तो नागपुर कमिश्नरी में और 
निमाड़ तथा हेशशंगाबाद जबलपर कमिश्नरी में मिला दिए गए हैं |--सं० 


छ मध्य प्रदेश. को इतिहास 


हैहयों का मूल स्थान महिषसंडल और डाहल में था । महिषमंडल की 
राजधानी माहिष्मती निमाड़ जिले के वर्चमान मांबाता में थी और 
डाहल की जबलपुर जिले के अंतर्गत त्रिपुरी ( वत्तेमान तेवर ) में । 
महिषमंडल में वतेमान औरंगाबाद जिला व दक्षिण मालवा सम्मिलित 
घथे। डाहल का विस्तार उत्तर-दक्षिण यमुना और नमेदा के बोचोंबीच 
था। बरार प्राचीन विदर्भ है जिसके अंतर्गत भोजकट का प्रांत था। 
बस्तर का राज्य चक्रकूट या श्रमरकूट कहलाता था। इनारा किनारों 
पर अनूप, अवंति, दशाणे, गोड़, ओड़ू, कलिंग आदि लगे हुए थे जिनके 
कुछ टुकड़े वत्तेमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित दवा गए हैं। कालांतर में 
इन नामों का परिवतन द्वा गया जिसके कारण विदर्स बरार कहताने 
लगा, अनूप कलर अवंतिका का नाम मालवा पड़ गया, महाकाशल्ल को 
छत्तीसगढ़ की उपाधि मिल्ली, चेदि के एक भाग का नाम कुछ काल तक 
जेजाकभुक्ति या जकरीतो रहा फिर वह बु'देलखंड कहलाने लगा | 
चेदि का दूसरा भाग भट्टविल या भट्टदेश और पश्चात्‌ बधेलखंड के नाम 
से प्रख्यात है गया। ओड़ उत्कल या उड़ोसा कहलाने छगा, गौड़ 
के पूर्वीय भाग का नाम बंगाल चल निकला शोर पश्चिमी भाग के अनेक 
विभागों के भिन्न भिन्न नाम रख लिए गए। इन विविध देशों के परथक्‌ 
पृथक्‌ शासनकर्त्ता थे, इसी कारण इस मध्य प्रदेश में, एक ही काल में, 
अनेक राजाओं का राज रहा जिनका वर्णशन आगे किया ज्ञांयगा | 


द्वितीय अध्याय 
प्रागेतिहासिक काल 


भूमि की बहुत प्राचीन दशा का पता भूगर्भ-विद्या से लगता है। 
पत्थर झौर चट्टान हो उसके मुख्य चारण हैं जो उसकी महिमा भर 
आयु का उश्चवारण करते हैं। इनकी गवाही से जान पड़ता है कि कई 
हजार वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के बहुत से भाग में समुद्र लहराता था। 


द्वितीय अध्याय ॥ 


उसके पश्चात्‌ उसने कड़ी भूमि का वेष घारण किया और वनसप- 
तियों के उगने का अवसर दिया, पश्चात्‌ प्राणियों का आविर्भाव 
हुआ। इन सब में मानुषी उपज सबसे पीछे की समझो जाती 
है। सब से श्राचीन मानवी सृष्टि का कया नाम था, यह तो 
अरब विदित नहीं है परंतु जो अब जंगली जातियाँ कही जाती हैं वे सबसे 
प्राचीन लोगों की संतति हैं। भध्य प्रदेश में काई ४४ प्रकार की जंगन्नी 
जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कई एक निस्संदेह् आर्यो' के झाने के 
पूर्व यहाँ पर विद्यमान थीं। इन सब जातियों में गोंड्रों की संख्या 
सब से अधिक है। गोंड़ जाति की जनसंख्या कोई २२ लाख है। 
ऐसा कोई जिला या रजबाड़ा नहों जहाँ पर ये न पाए जाते हों । 
किसी किसी जगह तो इनकी संख्या सेकड़ा पीछे साठ से भी अधिक 
पड़ती है, जैसे उत्तर में मंडला जिले में और दक्षिण में बस्तर रियासत 
में। कहों कहीं पर पचास वर्ष पूर्व ये लोग बिलकुल नग्न अवस्था में 
विचरते थे। ये अपनी भाषा में अपनी जाति का कोयतूर कहते हैं 
जिसका प्थे होता है मनुष्य। इससे यह निष्कष निकलता है कि ये 
लोग अपने को अन्य जानवरों से बिलगानेवाले शब्द का उपयोग करते 
थे। पशुओं श्रार इनकी स्थिति में बड़ा भारी अतर नहों था । जान 
पड़ता है, इसी कारण जब आर्यो' से संपर्क हुआ तब उस सभ्य जाति 
ने इन असभ्यों को पशु समान समझकर घृणासूचक गोंड की उपाधि 
लगा दी जिसका यथाथे अथे ढोर ( पशु ) हेता है। किसी किसी 
ने इन लोगों या इनके अन्य भाइयों को बंदर भालू राक्षस इत्यादि की 
उपभा दे डाली, जिनका समावेश रामायण समान बड़े महत्त्व के मंथों 
में भी हे! गया। 

इस प्रदेश के मूल निवासियों का जो थेड़ा-बहुत वर्शन मिलता 
है वह रासायणश ही में पाया जाता है। उस समय इस प्रदेश को 
दंडकारण्य कहते थे। विंध्य पर्वत के उत्तर की 
ओर श्रार्यो' की बस्तियाँ तो अवश्य थों, परंतु 
उसके दक्षिण में जंगली लोग ही रहा करते थे। आर्यो' ने आधिपत्य 


दंडकारणय 


ह संध्य प्रदेश का इतिहास 


प्राप्त करने के पूर्व ही इस भूमि को इच्वाकुवंशियों की मान लिया भोर वे 
उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगे । उन्होंने मूल निवासियों को सताना 
आरंभ किया। वे उनके यज्ञों में बाधा डालने लगे और कई एके को 
मार सारकर संसार के उस पार कर दिया। 

जब कोशल के राम दंडकारण्य में आए तब उन्हें कई स्थलों पर 
ऋषि-मुनियों की हड्डियों के ढेर दिखल्लाए गए। उन्होंने दंडकारण्य 
का अपने राज्य के अंतर्गत समभमकर उपद्रवियों 
का मारना आरंभ किया । बालिवध का निश्चय 
करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था “यह वन-कानन-शालिनी 
सशैक्ष भूमि इच्वाकुवंशवालों के अधिकार में है। भरत उस वंश 
के राजा हैं ओर हम उनके आज्ञानुसार पापियों को दंड देने के लिये 
नियुक्त हैं। जिन्हें दंड देना है उनके संग कज्षत्रियों के समान सम्मुख 
होकर युद्ध करने की फोई आवश्यकता नहीं है??।९ जब उनके राजा रावण 
ने सुना तो उसने भी राम के साथ उपद्रव किया और वह उनकी ख्री 
सीता को हर ले गया। यद्यपि सहस्नों वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण 
बहुतेरे गोंड यह नहीं जानते कि रावण कोन था परंतु वे भ्रभी तक अपने 
को रावणवंशी बतलाते ही चलते जाते हैं। कोई चार सौ वर्ष पूर्व जब 
इस प्रदेश में गोंड़ों का आ्राधिपत्य हो गया श और जआाह्मयणों ने समय देख 
गोंडू राजाओं को प्रसन्न करने के हेतु राजबरानों की अत्ग पंक्ति बना- 
कर उन्हें जनेझऊ पहनाकर ज्षत्रिय वणें की व्यवस्था कर दी तब भी 
उन्होंने अपने वंश का नहीं मेटा और अपने सिक्कों पर वे अपने नाम के 
आगे पोलरत्यवंश अकित करते ही रहे। कई विद्वानों का मत है कि 
लंका नसेदा के उद्गम-स्थान अमरकंटक में थी जे पहले मध्य प्रदेश के 
भीतर था परंतु पीछे से रीवाँ के महाराजा को दे दिया गया। यदि 
पूणे शोध होने पर यह सत्य निकल्ले तो उसके आसपास के निवासी गोंड़ों 
का झपने का रावशवंशी कहना सार्थक और अत्यंत उपयुक्त ठहरेगा। 


राम 


नस कलड- पतन नाना, 


'१--रामायणी कथा छु० ७२ | 


द्वितीय अध्याय ७ 


लंका चाहे जहाँ रही हो, रामायण से यह तो प्रत्यक्ष है कि राम 
ने अपने वनवास का अधिक समय दंडकारण्य अर्थात्‌ इस प्रदेश में 
बिताया और नमंदा के दक्षिण के अनेक स्थलों में 
अ्रमण किया। उस्री काल में नमेदा के उत्तरीय 
अचक्ष में सहस्नाजुन कात्तवीय महिषमंडल का राज्य करता था जिसकी 
राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती नमेदा के किनारे पर थी इसलिये 
कुछ लोग उसे मंडला और कुछ महेश्वर समभते रहे परंतु अब निश्चित 
रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि वह निमाड़ जिल्ले के मांधाता के सिवा 
अन्य नहीं है। कात्तंवीये रावण का समकालीन था। इन दोनों में 
मुठभेड़ भी हो जाया करती थी। एक बार कात्तवीय ने रावण के 
पकड़कर अपने महत्त के खूँट में बंद कर रखा था। वह चंद्रवंशी 
राजा था, उसी से हेहयों की उत्पत्ति हुई जिनकी एक शाखा त्रिपुरी में 
जा बसी। ७४स वंश के नृपतियों ने श्रपना आधिपत्य इतना बढ़ाया 
कि वे भारतवर्ष के सम्राट्‌ हो गए। यह ऐतिहासिक काल की वार्ता 
है जिसका ब्योरेवार वर्णेन यथास्थान किया जायगा। 
यह प्रदेश राम, कात्तवीर्य और रावण ही की लीलाभूमि नहीं 
रहा वरन अगले युग में श्रीकृष्ण से भी इसका घनिष्ठ संबंध हो गया। 
वत्तमान बरार प्राचीन काल में विदर्भ कहल्ाता 
था, जिसका राजा भीष्मक था। इसी की 
कन्या रुक्मिणी थी जिसका विवाह श्रीकृष्ण से हुआ | भीष्मक की 
राजधानी कौंडिन्यपुर थी । वह अमरावती जिले में इसी नाम से अभी 
तक विद्यमान है। उस समय चेदि देश का राजा शिशुपाल बड़ा 
शक्तिशाली था और रुक्मिणी का विवाह उसी से होनेवाला था परंतु 
श्रोकृष्ण ने विन्न डाल दिया। इसी के कारण दोनों में विरोध हुआ और 
अंत में शिशुपात्त को प्राणों से हाथ धोना पड़ा । 
इस देश में जे सबसे बड़ा भारी युद्ध हुआ वह कौरवों श्र 
पांडवों के बीच का है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। इस 
युद्ध में भारतवर्ष के सभी राजा सम्मिलित हुए थे। जान पड़ता है 


कात्तंवीय 


श्रीकृष्ण 


ष्द मध्य प्रदेश का इतिहास 


कि मध्य प्रदेश की भूमि के तत्काज्ञीन अधिकारी राजा कौरवों की आर 
से और कुछ पांडवों की ओर से लड़े थे। श्रोक्ृष्ण ने अपनी सेना 
कौरवों का दे दी थी और आप पांडबों की ओर 
से खड़े हुए थे। शोध लगाने से जान पड़ता है 
कि यह घटना कोई पाँच हजार वर्ष पूवे हुई। एक जैन-मंदिर में, जो 
शक संवत्‌ ५५६ में बना था, लिखा हुआ पाया जाता है कि उस समय 
भारत युद्ध को हुए ३७३५४ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। शक संवत्‌ ईसवी 
सन्‌ के ७८ वष पश्चात्‌ प्रचलित हुआ था इसलिये सन १<८२७ में 
गणना करमसे से महाभारत की तिथि ४०२८ साल बैठती है। पंचांगों में 
कलियुग की जे। संख्या दी जाती है बह इससे मेल खाती है। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि कलियुग संवत्‌ का आरंभ तभी से हुआ । इतने 
प्राचीन कात्ष के चिह्र इस देश में नहीं मिलते । परंतु पंजाब के हड़प्पा 
झौर सिंध के मोहनजेदरो ,में खेोदने से ऐसी कुछ वस्तुए' मिली हैं 
जे इतनी ही पुरानी जान॑ पड़ती हैं। विशेष जाँच होने पर कदाचित्‌ ये 
उस जमाने की सभ्यता के प्रत्यक्ष प्रसाण समझे जायें श्रौर ऐतिहासिक 
काल का क्षेत्र अधिक विस्तीणे हो जाय। 


महाभारत 


तृतीय अध्याय 
गौय काल 


भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल कोई ढाई हजार वर्षो' से आरंभ 
होता है। उस समय मगध देश के राज़ा विशेष प्रतापशाली थे | ये 
शिशुनाग-बंशी कहलाते थे क्योंकि इस वंश के 
प्रथम राजा का नाम शिक्वुनाग धा। इस वंश के 
दस राजाओं ने काई ढाई सौ व तक राज्य किया । दसवे' राजा 
... महानंद के एक शूद्रा खो से नेद नाम का लड़का पैदा हुआ जिसने 
. असल शैशवनागों के निकाल कर अपना भधिकार जमा लिया। नंद 


.. शिशुनाग व नंदवंशी 


तृतीय अध्याय हि 


के वंश में सौ वर्ष तक राज्य रिथिर रहा। यह वंश भी बड़ा समृद्धि- 
शांती था। नंद का पुत्र महापद्य एकराट्‌ एकच्छत्र कहलाता था 
परंतु अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिज्ञा जिससे यह सिद्ध हो कि 
शिशुनाग या नंदवंशियों का अधिकार मध्य प्रदेश के किसी भाग में था 
या यहाँ के स्थानीय राजा उनका आधिपत्य मानते थे | 

जब नेंदवंश का पतन प्रसिद्ध चाणक्य ब्राह्मण की नीति द्वारा हुआ 
तब सोयेवंशी चंद्रगुप्त राजा सिंहासन पर पश्ारूढ़ हुआ। बोढद्ध मंथों के 
अनुसार चंद्रगुप्त शाक्यवंशी गौतम बुद्ध का वंशज् था। डसका पिता 
हिमालय पर्वत के ऊपर एक छोटे से राज्य का अधिकारी था। उसके 
राज्य में सार बहुत थे इसलिये उसके वंश का 
नाम मोर्य कहल्लाया। कोई कोई कहते हैं कि 
उस राजा की राजधानी मोरिय नगर में थी इसलिये वंश का नाम सौये 
चक्त निकला। श्रन्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त नंदबंशी अंतिम राजा 
महानंद की मुरा नासक नाइन दास्री के पेट का लड़का था इसलिये 
मौये कहलाया परंतु स्पष्टत: यह युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता, क्‍योंकि इतना 
बड़ा प्रतापां राजा अपने वंश का नाम हीनतासूचक क्‍यों चलने देता। 
यह केवल इष्यां का फल है, क्योंकि इस वंश ने बौद्ध धर्म का .विशेष 
समथेन किया। पहाड़ी राजयुवक चंद्रगुप्त को सिकंदर की भारत पर 
चढ़ाई और अपने देश का लोटते समय उसकी मस॒त्यु ने ऐसा प्रसंग 
उपस्थित किया जिसके कारण वह भारतवष का एक महाप्रतापी राजा 
हो गया। सिकंदर ने जिन राजाओं को हरा दिया था उनको संतेष 
कैसे हो सकता था ? वे ओर उनझी प्रजा सभी विदेशी शासन से मुक्त 
होना चाहते थे | अवसर मिलने पर बल्वा हा गया । चंद्रगुप्त बलवाइयों 
का मुखिया बन बैठा । पंजाब की सीमा पर रहनेवाली लड़ाकू जातियों 
से मेल कर उसने एक बड़ी भारी सेना प्रस्तुत की और यूनानी दल्ल से 
लड़ाई लेकर और उसे इराकर पंजाब पर अपना स्वत्व जमा लिया। 
उस समय मगध देश बड़ा समद्धिशाज्ञी था। चंद्रगुप्त ने अपनी दृष्टि 
उस ओर फेरी और चाणक्य की सहायता से षड़यंत्र रचकर भमहानंद 


मौयबंश 


१० मध्य प्रदेश का इतिहास 


के मरवा डाला और आप गद्दी पर बैठ गया। अब उसकी सेना और 
भी बढ़ गईं। उसके पास छ: लाख पेदल, तीस सहस््र सवार, नौ 
सहस्र हाथी शशर बहुत से रथ थे। इस चतुरंगिणी सेना का सामना 
कौन कर सकता था ९ उसने शीघ्र ही उत्तरीय रजवाड़ों को सर कर 
डाला और करनाटक तक नहीं ते नर्मदा के तीर तक का प्रांत अपने 
अधीन अवश्य कर लिया। भारत में चंद्रगुप्त ही पहला ऐतिहासिक 
चक्रवर्ती राजा है जिसने बंगाल की खाड़ी और अरब समुद्र के मध्यस्थ 
संपूर्ण देश का अकंटक राज्य किया। उसी प्रांत के अंतगत इस ग्रदेश के 
सागर, दमाह आदि जिले भी थे। जिस समय चंद्रगुप्त ने यूनानियों को 
हराया उस समय वह केवल पश्चोस वर्ष का था। उसने १८ वर्ष के 
भीतर पूर्ो रूप से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और बड़ी योग्यता 
के साथ शासन किया, जिसकी प्रशंसा आज तक होती है। उसने 
विष्णुगुप्त वाणशक्य को अपना मंत्री बनाया था। उसकी सहायता स्रे 
ही चंद्रगुप्त का सगध का सिंहासन प्राप्त हुआ था। इसके पझत्तिरिक्त 
बह राजनीति में अत्यंत निपुण था । 
चाणक्य ने अपना जो अभेशासत्र लिखा है, उसमें तत्कालीन 
राज्य-शासन-विधि का ब्यौरेवार वर्णन किया है। ऐतिहासिक दृष्टि 
अंग मक्ष से यह बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इससे ज्ञात होता 
है कि सन्‌ ईंसवी से तीन चार सौ वर्ष पूर्व की 
सभ्यता उच्च श्रेणी की थी। अशेशासत्र में राजा-प्रजा सब के कतेंव्य 
का वणणन है। राजा १५ या १६ सभासदों की सम्मति से राज्य-कार्य 
चलाता था। राज्य-शासन के १८ विभाग रहते थे। उनके प्रबंध के 
लिये अलग अलग अधिकारी नियुक्त रहते थे। कई विभाग प्रजा के 
विशेष हिताथे खेले गए थे, जैसे खेती की सिंचाई के लिये जलाशय- 
निर्माण, व्यापार के लिये जल व थत्न सार्ग, बाजार व गोदामें, श्ौद्यो गिक- 
कार्यालय, सड़क, घाट, पुल, पीड़ितों के लिये मैषज्यग्रह, ओषधि पौर 
वर्न्स्पति-उद्यान, झ्नाथ अशक्तों के लिये दीनालय, पशुओं फे लिये 
जेंतु-ग्इ इत्यादि । 


तूंतीय अध्याये ११ 


यूनान देश की ओर से चंद्रशुप्त के दरबार में सेगेस्थनीज नामक 
दूत रहता था। यह विदेशों जे। लेख छोड़ गया है उससे ज्ञात होता 
है कि चंद्रगुप्त के राज्य में कषि-भूमि के अधिकांश भाग का पानी दिया 
जाता था, और इस काम का यथोचित रीति से चलाने के लिये कई 
अध्यक्ष नियुक्त थे। कोई नदियों की देख-रेख करता था, कोई भूमि की 
माप और कोई नहरों की चौकसी रखता था। अधथै-शाख के आविर्भाव 
से ये सब बाते' अब पुष्ट हो गई हैं। इतना ही नहीं, उनके काम करने 
की रोति ब्योरेवार प्रकट हा गई है; जेसे ऋषि-सिंचन के विषय में लिखा 
है कि पानी चार प्रकार से दिया जाता था,--हस्तप्रावतिम अर्थात्‌ 
हाथ के द्वारा, स्कंघप्रावत्तिम भ्र्थात्‌ कंधे पर ढोकर, खोतयंत्र-प्रावर्तिम 
अर्थात्‌ कल्न के द्वारा और नदी-सर-तटाक-कूपेद्घाट-द्वारा । ऋत्रिम 
नहरें भी बनी हुई थीं जिनका कुल्या कहते थे। जल्ा-वर्षा जानने के 
लिये वर्णमान कुंड बने थे, जो इस समय 'रेनगेजु? कहलाते हैं । धातुओ्रों 
के निकालने के लिये खानि-विभाग अलग था। जल ओर थल्त दे।नों 
से बहुमूल्य धातु या पत्थर, हीरे इत्यादि निकालने का प्रबंध राजा की 
ओर से होता था। कच्ची धातुएं सिफ्राकर जब पकी कर ली जाती थों, 
तब वे विशेष अध्यक्षों के अधीन कर दी जाती थीं; जैसे सोने का कारबार 
सौवर्णाध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता था, लोहे और इत्र घातुओं का 
काये ल।हाध्यक्ष के अधीन रहता था । इन धातुओं से अख्र-शख्त्र बनवाने के 
लिये अलग अधिकारी नियुक्त था, जिसे आयुधाध्यक्ष कहते थे। सारांश 
यह है कि प्रत्येक कारये के लिये ब्योरेबार काम का बंटवारा इस प्रकार कर 
दिया गया था जिससे प्रत्येक विभाग की यथेचित वृद्धि होती जाती थी । 
यद्यपि चाणक्य-प्रणाली के चिह्न अब अवगत नहीं हैं तथापि ज्ञान पड़ता 
है कि उसका प्रचार अवश्य रहा होगा। इतना तो निस्संदेह कहा जा 
सकता है कि मौर्यो' के पीछे जे। राजा हुए, उनके दरबार में भी कई 
वैसे ही पदाधिकारी थे, जिनका वर्गन अर्थ-शासत्र में है। इससे यही 
सिद्ध होता है कि उन राजाओं ने पूर्व प्रथा के समयोतचित परिवतेन के 
साथ स्थिर रखा। 


१२ मध्य प्रदेश का इतिहास 


चंद्रगुप्त के पश्चांत्‌ उसका लड़का बिंदुसार सिंहासन पर बैठा 
जिसने कोई पद्चोस व राज्य किया | उसने अपने राज्य की सीमा 
दक्षिग की ओर अधिऋ बढ़ाई। जब उसका लड़का अशोक सन्‌ ईसवी 
के २७२ वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठा, तब राज्य की सीमा मद्रास के पास तक 
पहुँच गई थी । उड़ीसा की ओर के प्रांत कलिंग का भी, जे! अब तक 
बचा हुआ था, अशोक ने जीत लिया। कलिंग देश मरहानदी और 
गादावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें 
कुछ भाग छत्तोसगढ़ का आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्वीय भाग के स्वयं जीता । अभिषेक होने के 
पूर्व इस प्रदेश के पश्चिमी भाग से उसका घनिष्ठ संबंध हो गया था 
क्योंकि वह बहुत समय तक उज्जैन का सूबेदार रहा था। यहों पर 
उसने एक वैश्यकुमारी से विवाह कर लिया था जे साँची के निकट 
रहती थी । साँची का विशाल्न स्तूप अशेाक ही ने बनवाया थधा। इस 
महाप्रतापी सम्नाटू के राज्य में बौद्धवरम की अत्यंत वृद्धि हुई। प्रायः 
संपूे भारत ही बौद्ध धर्मावलंबी नहीं बन गया, वरन्‌ अन्य देशों में भी 
उसका प्रचुर प्रचार हुआ | वह क्या भिक्तु, क्या गृहस्थ, सबको उत्ते- 
जता देता था कि उद्योग करे, परिश्रम करे।, तुसका अवश्य सिद्धि प्राप्त 
होगी; ऊँचे से ऊँचा स्थान तुम पा सफागे। इस प्रकार के आदेश 
उसने अनेक शित्ाओं श्र स्तंभों पर खुदवा दिए थे पलौर अपने कंमे- 
चारियों का उपदेश करने की शआआज्ञा दी थी। इस्री प्रकार का लेख 
जबलपुर जिले के रूपनाथ की चट्टान पर खुदा हुआ है। भेड़ाघाट और 
उसके निकटस्थ त्रिपुरी ( तेवर ) के आसपास भी कई बौद्ध मूत्तियाँ 
मिली हैं, जिन पर उस धर्म का बीज मंत्र खुदा हुआ है। ये मूृत्तियाँ 
अशोक के ससय के लगभग एक सहस्र वष पीछे की हैं। इससे स्पष्ट 
जान पड़ता है कि बाद्ध धर्म का पाया किस हृढ़ता के साथ जमाया गया 
था। त्रिपुरी कट्टर शैवों की राजधानी थी। उसकी सीमा के भीतर 
बैद्धपर्म का प्रचार बना रहना कुछ कस आश्चर्य की बात नहीं है। 
केवल जबलपुर जिले में ही नहीं, बरन मध्य प्रदेश के चारों कोनों में बैद्ध- 


तृतीय अध्याय १३ 


धर्म का प्रचार हा गया था, यहाँ तक कि चाँदां जिले की भद्वावती या 
भद्गरपत्तन ( वत्तेमान भाँदक ) के भी ज्ञत्रिय राजा बाद्ध हो गए थे। 
कदाचित्‌ मध्य प्रदेश में भद्राववी से बड़ी नगरी किसी जमाने में भी नहीं 
रही । जिस समय सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री युवान उबंग भारत 
में भ्रमण करने के आया था, उस समय वह भाँदक भी गया था। 
उसको वहाँ पर से। संघारास मिले थे जिनमें दस सहस्र बौद्ध मिक्षु 
रहते थे; परंतु कराल काल ने इन सबका कवलित कर लिया। इतने 
पर भी वहाँ अब तक अनेक भग्नावशेष विद्यमान हैं। चट्टान काटकर 
बनाया हुआ एक बिहार अब भी मैजूद है जिसमें बुछध की तीन मूर्तियाँ 
हैं। वहाँ पर एक शिलालेख मिला है जिसमें वहाँ के बोद्ध राजा 
सूयेघोष के द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाए जाने का वन है। इस राजा 
का पुत्र महल के शिखर पर से गिरकर सर गया था। उसी के लिये 
वह स्मारक बनवाया गया था। सूर्यघेष के श्रश्चात्‌ उदयन राजा 
हुआ। उसके पश्चात भवदेव हुआ, जिसने सुगत के इस संदिर का 
जीर्णेद्धार कराया । 

इसी प्रकार रायपुर जिल्ले के तुरतुरिया नामक स्थान में बोद्ध 
भिक्षुणियों का विहार था। वहाँ पर बुद्धवेव की विशाज्ष मूर्ति अभी 
तक विद्यमान है। बौद्ध घमम मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी तक 
स्त्रियाँ ही पुजारिन होती हैं। सिरगुजा रजवाड़े में, जिसका पूर्वेताम 
फारखंड था, रामगढ़ नासक पर्वत है। वहाँ बौद्ध नाटकशाला और 
शुफाएं हैं जिनमें पाली अक्षरों में लेख खुदे हैं और रंगोन चित्र खिंचे 
हैं। उसी लिपि में, सकती रजवाड़े के दमादहरा नामक प्राकृतिक 
कुंड में भी लेख है। होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी की मढ़्ियाँ, बरार 
के अंतर्गत पातुर की गुफाएं आदि मध्य प्रदेश में बौद्धधर्म के प्रचुर प्रचार 
के साज्षी हैं। बरार में ते। सुप्रसिद्ध नागाजुन ने जन्म ग्रहण किया था 
जिसने बौंद्धवम के माध्यमिक संप्रदाय की जड़ जमाई थी। वह कुछ 
दिन रामटेक की एक गुफा में टिका था, जिसके कारण उसका नाम 
प्ञागाजुन गुफा? पड़ गया है। यद्द विस्तार अशोक के परिश्रम का 


१७ मध्य प्रदेश का इतिहास 


फल समझना चाहिए। अशोक प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहने का उद्यत 
रहता था, वह सम्नाद ही नहीं बरन्‌ भिक्षु भी था। 'धम्मपद? सें लिखा 
है कि हाथसंयम, पादसंयम, वाकूलंयम से उत्तम संयमी, भात्मदर्शी, 
समाधिस्थित, एकचारी, संतेषी पुरुष का ही भिच्षुक कहते हैं। 

अशे।क के समय मैसये-प्रताप शिखर पर पहुँच गया। उसकी 
मृत्यु होते ही अवनति ने अपना पाया जमाया | अंत में मैर्यो' के ही 
सेनापति पुष्यमित्र ने घेखा दिया और अंतिम राजा का मारकर बह 
आप गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार यह प्रदेश सन्‌ ईसवी से १८५ 
बष पूर्व तक मैर्यो' के भ्रधीन रहकर शु'गों के हाथ चल्ला गया | 





चतुर्थ अध्याय 
विद्रोह-काल 

शुग वंश का 'भ्रधम राजा पुष्यमित्र ही था। लाटायन ओऔत 
सूत्र में लिखा है कि छुगाचाये किसी विश्वामिन्न गोत्रवाले ब्राह्षण का 

जु नियोगज पुत्र था । उसी के वंशज शुग फहलाए। 

| मार्यो' से ब्राह्मण खार खाते थे, क्योंकि उन्होंने 
ब्राद्मणा धरम का हटाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया था। प्रभावशाली 
मैर्यो' के सामने किसी की दाल्न गल नहीं पाई, परंतु जब अधिकार 
एक निर्बल राजा बृहद्रथ के हाथ में आया तब ब्राह्मणों ने सेना का 
अधिपति एक सबत्त ब्राह्मण का पा उसे उकसाकर अपना अभीष्ट सिद्ध 
किया। जब वह स्वामिधात करके राजा बन गया तब उसे अपने 
हिसमायतियों को प्रसन्न करने के लिये बौद्धों का तंग करना पड़ा | 
उसने कई बौद्ध भिचुओं का मरबा डाला, विहारों में आग लगवा दी 
और अनेक प्रकार की पीड़ाएँ पहुँचाई: जिसके कारण बहुत से मिल्तु 
उसका राज्य छोड़कर श्रन्यत्न चल्ले गए। पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ 
रचा और पुनः हिंसासयो पूजा का प्रारंभ कर दिया जिसकी जड़ 
अशोक ने काट दी थी। पुष्यमित्र ने अपने युवराज अग्निमिन्र को 
सिलेंसी-निकटर्थ बेसनगर में सूबेदार बनाकर सेज दिया था। , इसने 


चतुथ अध्याय प्‌ 


बरार के राजा से लड़ाई ठानी और अ्रपना अधिकार वर्धा नदी तक 
स्थिर कर लिया। कालिदास ने इसी अग्निमिन्र को अपने मालविकारिन- 
मिन्न नाटक का नायक बनाया है। पुष्यमिन्न से कलिंग के जैन राजा 
खारवेल की एक बार ठन गई। जब खारवेत्न ने हरा दिया तब उसे 
सथुरा की ओर भागना पड़ा । शु'गों का राज ११२ वर्ष तक चल्ता। 
पुष्यमित्र के मरने पर उसके वंशज़ों में शीघ्रता से परिवर्तन होता गया, 
जिससे जान पड़ता है कि कुछ गड़बड़ अवश्य हुई होगी। निदान इस 
वंश का पतिम राजा देवभूति अपने ब्राह्मण-संत्री वासुदेव के हाथ सारा 
गया। हत्या करने के पश्चात्‌ वह सिंहासन पर बैठ गया परंतु पैंता- 
लीस ही वर्ष के भीतर उसके वंश का नांश हा गया | इस वंश का नाम 
काण्वायन था । यह प्रकरण सन्‌ ईसवी से २८ वर्ष पूव पूरा हो गया । 

प्रसंगवश खारवेल का नास अभी लिया जा चुका है, वह कलिंग 
देश का राजा था। बता चुके हैं कि अशोक ने “बड़ा भारी युद्ध ठान- 
कर कलिंग देश ( वरतेमान उड़ीसा ) को बड़े 
परिश्रम से जीता था। अशोक की मृत्यु होते ही 
वहाँ मौर्यो' का अधिकार दूसरों के हाथ चला गया। इन्होंने भी 
अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिये कुछ उठा नहीं रखा। इनसें खार- 
वेल बड़ा प्रतापी निकला । उसके समय में भारतवर्ण में कोई ऐस। 
नगर नहीं था जे। उसकी सेना का देखकर या नाम सुनकर काँप न 
उठता हो । सन्‌ ईंसवी के १६० वर्ष पूर्व की बात है। जान पड़ता है, 
सत्री व मूषिकदेश वर्तमान बरार या उसके आसपास के देश थे। बरार 
में पुष्यमित्र अपना अधिकार जमांए हुए था। कदाचित्‌ इन दोनों में 
मुठभेड़ हे जाने का एक यह भी कारण हा । वैसे तो खारवेल जैन था, 
इसलिये पुष्यमित्र खार खाता रहा होगा, क्‍योंकि जैनों से ब्राह्मणों की 
कभी पठती ही नहीं थी । खारबेल के उत्तराधिकारियों का इतिहास 
ज्ञात नहीं है, परंतु जान पड़ता है कि आंध्रभ्ृ॒त्यों के ददय से जैन और 
शु'ग दाने का हानि पहुँचो। रायपुर जिले के आरंग स्थान में एक 
प्राचीन वंश के राज्य का पता चलता है जिसे राजषितुल्यकुल कहते थे । 


खारवेल 


५१६ मंथ्य प्रदेश का इतिहास 


यदि इसका संबंध खारबेल से रहा हे! तो समझना चाहिए कि खारबेल 
का वंश सैकड़ों वर्ष चल्ला। परंतु गुप्तों के आविर्भाव तक सध्य प्रदेश 
के दक्षिणीय भाग के राजत्व का पूरा पूरा पता नहीं चलता । 

शक जातीय विदेशियों के बहुत से सिक्‍के मिले हैं, जिनमें एक 
ओर यावनी भाषा में विरुद और नाम लिखे हैं श्रार दूसरी ओर उसी का 
अनुवाद संस्कृत में है। यदि ये भारतवर्षीय प्रजा के लिये न बनाए गए 
होते तो संस्कृत-अनुवाद की कोई आवश्यकता न थी। इस प्रकार का 
सब से पुराना सिक्का भूमक नामी राजा का है जिसका समय सन्‌ 
ईसवी की प्रथम शताब्दि का मध्य स्थिर किया गया है। जबलपुर के 
अंतर्गत भेड़ाघाट में कुछ प्राचीन मृतियाँ मिलती हैं। उनमें लिखा है 
कि भूमक की पुत्री ने उनकी स्थापना की थी। इससे अलुमान होता है 
कि भूसक का राज्य इस ओर रहा होगा। भूसक के पश्चात्‌ नहपाण 
का पता लगता है जे।'सन्‌ &€० इसवी के लगभग राज्य करता था। ये 
लोग चहराट्‌ू फहलाते थे। इन ज्ञोगों का तिलंगाने के अप्रम्ृत्यों ने 
सन्‌ १२४ ई० के लगभग हटा दिया। भश्रांध्रों का अधिकार उत्तर की 
ओर बहुत दिन तक नहीं ठहरा । क्‍योंकि उब्जेन के राजा महाक्षत्रप 
रुद्रदामन ने अपने दामाद अंधराजा पुल्ुुमायी से खड़ाई ठानकर क्षहराटों 
से पाए हुए देश का बहुत सा भाग छीन लिया। यह प्राय: १४० ईसवी 
की बात है। इसके ७४ वष पश्चात्‌ आअआंध्रों का अस्त ही हो गया। 
रुद्रदामन भी विदेशी था। इसके पितामह चष्टन ने सन्‌ ई० ८० के 
लगभग मालवे को अधीन कर उज्जैन में अ्रपनी राजधानी जमाई थी। 
ये महाज्षत्रप उज्जैन में कई पीढ़ियों तक राज्य करते रहे । इनकी गद्दी 
पर बैठने की प्रथा विचित्र ही थो। राजा की रुत्यु के पश्चात्‌ उसके 
भाई अपने वयक्रम के अनुसार गद्दी के अ्रधिकारी होते थे। सब भाइयों 
के हो चुकने पर बड़े भाई के लड़के के! गद्दी सिल़्ती थी। सच ३०४ 
ई० तक इन मद्दाक्षत्रपों का सिलसिला बराबर चलता रहा। फिर जान 
. पड़ता है, कृषाणवंशी कनिष्क ने इन लोगों को मालवे से हटाकर अपना 
. क्रधिकार जमा लिया। कुषाणवंशो भी तुर्की विदेशों थे, परंतु उनमें 


चतुर्थ भ्रध्याय १७ 


कई शिव-उपासक हे! गए थे। कनिष्क बौद्ध हो गया था; परंतु उसके 
पूर्वज वेम कडफाइसेस के सिक्कों में 'महाराजस राजधिराजस से 
लेाग--इस्वरस महिस्वरस हिमकथपिससत्रदतः लिखा मिलता है श्रै।र 
उसमें नदी और त्रिशूल-सहित शिव की मूति भी रहती है। इससे स्पष्ट 
है कि वह माहेश्वर अर्थात्‌ शिव-डपासक था। कुषाणवंश में कनिष्क ही 
सब से बड़ा प्रतापी राजा हुआ; परंतु मालवे में इस वंश का राज्य 
अधिक नहीं ठहरा । चतुथे शताब्दी के प्रथम चरण ही में गुप्तवंश का 
उदय हुआ, जिसने विदेशियों का समूल उखाड़ कर फेंक दिया | 

आंध्रभ्ृत्य वही हैं जिनकी तिलंगे कहते हैं। थे गोदावरी प्रौर 
कृष्णा के बीच की भूमि के निवासी हैं। इनकी राजधानी कृष्णा के 
तट पर श्रीकाकुलम में थी। जिस प्रकार उत्तर में 
मोये प्रतापी राजा हो गए हैं उसी प्रकार दक्षिण में 
इन आंध्रों का जोर था। इनके पास एक लाख़ पेदल सिपाही, दो 
सहस्त सवार ओर एक सहसत्त हाथियों की सेना थी। ये लोग पहले 
बिलकुल स्वतंत्र थे, परंतु मौयों' ने इनका सन्‌ ई० के २५६ वष पूर्व 
अपने अधोन कर लिया था। किंतु अशोक के पश्चातू दक्षिण के राज्यों 
से मोर्यो" का दबदबा बहुत कुछ उठ गया। आंध्रों ने तो अवसर पाकर 
अपने राज्य की सीमा नासिक तक बढ़ा ली, जिससे प्राय: नमेदा के 
दक्षिण का सारा प्रांत इन द्वाविड़ों के हाथ में चल्ला गया । पहले उल्लेख 
हो चुका है कि शअ्राँप्रों ने क्षहराटों को हटाकर उज्जैन पर भी अपना 
अधिकार जमा लिया था। इस वंश में गौतमी-पुत्र श्री शातकर्यी बड़ा 
प्रतापी राजा हुआ। उसी के समय अ्र्रराज की विशेष वृद्धि हुई। 
उसका पुत्र राजा वाशिष्वीपुत्र श्री पुलुमायी था। यह सन १३५ ३० में गद्दी 
पर बैठा। इसका विवाह उज्जैन के ज्षत्रप रुद्रदामन्‌ की लड़की से हुआ 
था, तिस पर भी ससुर ने दामाद से लड़ाई लेने और उसके देश को 
छीन लेने में कमी नहीं की। यहीं से आंध्रों का अधिकार संकुचित हो 
चल्ला, जिसकी इतिश्री सन्‌ २२५ ३० में दे गई। 


आंधरमत्य 


हि 


श्प मध्य प्रदेश का इतिहास 


पंचम अध्याय 
गुप्त वंश 

मगध देश में वैभव-हीन छोटे मोटे राजा रह गए थे। उनमें से 
एक का विवाह नेपाल के लिच्छवि-वंश में हो गया। इस राजा का 
नाम चंद्रगुप् था। लिच्छवि-बंश में संबंध होने के कारण उसका गौरव 
बहुत बढ़ गया, क्योंकि वह वंश बहुत प्राचीन, प्रतापी और प्रभावशात्री 
था। लिच्छवियों से उसे प्राचीन वेभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र 
प्राप्त हो गई। तब तो चंद्रगुप्त ने अवसर पा अपना सहत्त्व इतना बढ़ाया 
कि शोघ्र ही उसने महाराजाधिराज का विरुद धारण कर लिया ओऔर 
गुप्त नामक संवत्सर का प्रचार सन्‌ ३२० ई० में कर दिया। 

चंद्रगुप्त का लड़का समुद्रगुप्त हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौये की नाई" 
अपने राज्य की सीमा तिलंगाने तक फैलाने का उद्योग किया और 
अनेक राजाओं को परारत कर उन्हें मांडलिक बना दिया। जब वह 
दिग्विजय के! निकला, ते सागर जिले ही से द्वोकर दक्षिण को 
गया। जान पड़ता है कि सागर उसे बहुत प्रिय लगा, क्‍योंकि उसने 
बीना नदी के किनारे एरन में 'स्वभोग-नगरः रचा। उसके खंडहर अब 
तक विद्यमान हैं। एरन में एक शिक्षालेख मिला है। उसी में इस 
बात का उल्लेख पाया जाता है। यह पत्थर विष्णु के मंदिर में लग- 
वाया गया था। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की प्रशस्ति इलाहाबाद की 
लाट में खुरी ऐ, जिसमें अनेक जातियों ग्रार राजाओं के नाम लिखे हैं, 
जिन्हें जीतकर उसने अपने वश में कर लिया अथवा उनका विध्वंस कर 
डाला था। उसमें से एक जाति खपैरिक है जो दमाह या उसके 
भ्रासपास के जिल्नों में अवश्य रहती रही होगी। उस जिल्ले के बटिहा- 
गढ़ नामक स्थान में चेदहवों शताब्दी का एक शिलालेख मिला है 
जिसमें खर्पर सेना का उल्लेख है। ये प्राचीन खपरिक से भिन्न नहीं 
हो सकते। जान पड़ता है, बड़े लड़ाकू होने के कारण इनको सैनिक 
बनाकर रखना मुसलमानों तक के झभीष्ठ था, इसी कारण महमूद 


पंचम अध्याय श्ड 


सुलतान की ओर से इन लोगों की सेना बटिहागढ़ में रहती थी । पोछे 
से छड़ाई पेशावाली जातियों की जे! गति हुई वही इनकी भी हुईं। अब 
इन ल्लागों-की एक अलग जाति खपरिया नाम की दो गई है जो बु'देल- 
खेड में विशेष पाई जाती है। इस जाति के लोग 'बसुदेवों! की 
नाई' अब मेंसे-मैसों का व्यापार करते हैं। समुद्रगुप्त से महा- 
कोशल* अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र से लड़ाई ली और उसे हरा 
दिया । इसी प्रकार महाकांतार के राजा व्याप्रदेव का भी हराया। यह 
कदाचित्‌ बस्तर का काई भाग रहा होगा जहाँ पर इस समय भी बड़ा 
भारी जंगल है! इलाहाबाद की प्रशरित में आराटविक (जंगली) राज्यों 
के जीतने का भी जिक्र है। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन काल से 
अष्टादश अठवी राज्य अर्थात्‌ अठारह वनराज प्रसिद्ध थे। ये बहुत 
से वत्तमान मध्यभारत के रजवाड़ों में से थे। इनमें से निदान दे! परि- 
प्नाजक व उच्च कल्प के महाराज गुप्तों फे मंडलेख्कर हो गए थे। इन 
देोनें राजवंशों के कई शिक्षा व ताम्न लेख मिल्ले हैं जिनमें गुप्त-संबतू 
का उपयोग किया गया है। इनसे पता लगता है कि परिन्नाजकों का 
आदि पुरखा देवाह्य था।* उसका छड़का प्रभंजन और उसका दामे- 
दर हुआ। दामेदर का पुत्र हस्तिन्‌ प्रतापी हुआ। वह ४७५ ई० में 
विद्यमान था। उसका लड़का संक्षोभ हुआ। इसका एक ताम्रशसन 
मिला है जिसकी तिथि ५१८ ई० में पड़ती है। 


रु] 





| कसतपकल्‍अनतकरकरम+्वकपाइपनसनू 


“१०--जान पड़ता है, इस देश में “महा! शब्द का विशेष महत्त्व था। देश का 
नाम महाकोशल, राजा का नाम महेंद्र, सबसे बड़े जंगल का नाम महाकांतार, सबसे 
बड़ी नदी का नाम महानदी, सबसे बड़े पर्वत का नाम महँद्रगिरे, सबसे बड़े 
तालाब का नाम महासमुद्र ओर सिरपुर के से|मबंशी पांडव राजाओं की राजकौय 
उपाधि महाशिवगुप्त अथवा महामवग॒ुष्त ॥ अचिरस्थायी बाइरी विजेताओं का 
भी श्रपने नामें में बिना (महा? जोड़े कदाचित्‌ काम नहीं चलता था| शरभपुरीय 
राजाओं के नाम भी महाजयराज और महासुदेवराज पाए, जाते हैं । 

» २--देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४३, पृष्ठ ४०१। 


२० मध्य प्रदेश का इतिहास 


इनके पड़ोसी उच्चकल्प के महाराजा थे जो उचहरा में राज्य 
करते थे। उच्चकल्प का ही अपश्रश उचहरा जान पड़ता है। 
इनकी व शावल्ञी ओघदेव से आरंभ होती है जिसका विवाह कुमारदेवी 
से हुआ था। इनका पुत्र कुमारदेव हुआ जिसने जयस्वामिनी से 
विवाह किया। उनका पुत्र जयरवामिन्‌ हुआ। इसने रामदेवी से 
विवाह किया। उसका पुत्र व्याप्र हुआ जिसने अल्कितादेवी को 
पटरानी बनाया। इनका पुत्र जयनाथ हुआ जिसके कई ताम्नरशासन 
मिले हैं। इनमें संवत्‌ अंकित हैं। जयनाथ सन्‌ ४२२ ३० में विद्यमान 
था। उसका लड़का सर्वेनांथ हुआ्आ जिसका राज्यकाल ४४१ ई० 
के लगभग पड़ता है। इसके पश्चात्‌ उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, 
जो पुष्यमित्र के समय से बीच में कभी नहीं हुआ था। मैयेवंश में 
चंद्रगुप्त का पोता अशोक श्रोर गुप्तवंश में चंद्रगुप्त का लड़का समुद्र- 
गुप्त दोनों समान तेशस्वी निकले। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन 
कहलाता है। यद्यपि कोई कोई उसे सिफंदर को उपमा देते हैं जिससे 
यह अर्थ निऋलता है कि उसकी विज्ञय चिरस्थायी नहीं थी। निदान 
यह ते मानना पड़ेगा कि दिग्विजय में वह अद्वितीय हा गया, उसी 
प्रकार धर्मप्रचार में अशे।क से बढ़फर दूसरा नहीं निकला । समुद्रगुप्त 
केवल वीर ही. नहों था; बरन्‌ बह योद्धा, कवि झर उच्च श्रेणी का 
गायक भी था । 

सभुद्रगुप्त का देहांत ३७४ ई० के लगभग हुआ। तब उसका 
लड़का द्विवीय चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। इसके समय में प्रज्ञा बड़ो 
सुखी थी। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहल्लाता 
था, और कहा जाता है कि भारत के देशी राज्ञाओं 
में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका शासन इसके शासन से बढ़ऋर 
रहा हो। इसकी पुष्टि चोनी-यात्री फाहियान के समान विद्वान 
विदेशी भी करते हैं। प्रजावर्ग में अरतुलित शांति और समृद्धि 
थी। . इसके शितालेख भिक्षसा के पास डद्यगिरि श्लौर साँची में 
विथमान हैं | 


विक्रमादित्य 


पंचम अध्याय २६ 


समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का कुमारणशुप्त राजा 
हुआ। इसने अपने पितामह के समान अश्वमेघ यज्ञ किया, परंतु मध्य 
एशिया के हूणों ने आक्रमण करना आरंभ किया 
और गुप्त राज्य को बलहीन कर दिया । कुमार- 
गुप्त के मरते ही रकंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के लगातार हमले होने 
लगे। इस प्रवाह का घह रोक न सका। निदान हूण उसके राज्य 
के भीतर घुस आए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के चार ही वर्ष पश्चात हूणों 
का राजा तेरमाण (तुरमानशाह) एरन में आ गया | उस समय एरन 
का प्रांत स्कंदगुप्त के भाई-बंदों के हाथ में बुधगुप्त राजा के अधोन था; 
परंतु वह स्वयं यहाँ का राजकाज नहों देखता-भालदा था। उसकी ओर 
से सुरश्मिचंद्र नामक सांडलिक यमुना और नमेदा-मध्यर्थ प्रांत का शासन 
करता था | एरन में सुरश्मिचंद्र की ओर से मैत्रायणीय शाखा के ब्राह्मण 
मातृविष्णु श्रैर धनन्‍्यविष्णु! राज्य चलाते थे। इन्हीं के समय में तारमाण 
ने सन्‌ ४८४ ई० में अपना आधिपत्य जमा लिया था। एरन के वराह 
के वक्ष:स्थल में इसका उर्लेख अ्रभी तक विद्यमान है, परंतु हूणों का 
राज्य इस ओर स्थायी नहीं हुआ। गुप्तों का विध्वंस हूणों ने अवश्य 
कर डाला; परंतु राज्य किसी और के अधिकार में चत्ता गया | 

मध्य भारत में यशेधम्सेन्‌ नाम का एक प्रतापी राजा हुआ, 
जिसने मगधघ के राजा से मैत्रो करके सन्‌ ५२८ ई० में हों का निकाल 
बाहर किया। यशोधम्मेच का आधिपत्य इस 
प्रदेश में अवश्य ही हो गया होगा, जब उसके 
इतिहासकार लिखते हैं कि उसका राज्य हिमालय से त्रावणकोर के महेंद्र- 
गिरि तक फैल गया था। यशोधम्म॑न्‌ का राज्य बहुत दिनों तक नहीं 
चला । छठी शताब्दी ही में उसका श्रेत हा गया | 

अभी तक हम नर्मदा के उत्तरी ओर के राज्यों का वर्णन करते 
आए हैं, भ्रब उसके दक्षिण की ओर दृष्टिपात करना आवश्यक जान पड़ता 


हुणु-आक्रमण 


यशोधमन्‌ 





१--इन्हीं का एक संबंधी दयितविष्णु बंगाल में जाकर पालबंशीय राजाओं 
का अधिष्ठाता हा गया । 


२२ मंब्य प्रदेश का इतिहास 


है। दक्षिण में महाफाशल और विदर्भ दे बड़े देश थे जिनमें प्रति- 
भाशाली राजवंश हो। गए हैं। ये एक दूसरे से लगे हुए थे। पूव्व की 
झोर महाकाशल का विस्तार था और पश्चिम की 
ओर विदर्भ था। जान पड़ता है कि इनकी सीमा 
चाँदा जिले के निकट मिली हुई थी। महाकाशल की प्राचीन राजधानी 
भद्रावती ( वत्तेमान भाँदक ) चाँदा जिले में थी। खारवेल के पूर्व 
महाफाशल्न में किसका राज्य था, इसका पता नहीं चलता। अनुमान 
से मौयों' का आधिपत्य मान लिया जा सकता है। बौद्धध्वंसावशेष 
इसकी गवाही भी देते हैं। पहले बता श्राए हैं कि चोथी शताब्दी में 
महाराज समुद्रगुप्त ने महाकाशल का जीत लिया था। «उस समय वहाँ 
महेंद्र नाम फा राजा था, परंतु उसके उत्तराधिकारी कौन हुए, इसका 
कुछ भी पता नहों लगता। रायपुर जिले के झारंग नामक ग्रास में 
एक राजषितुल्य कुल के राजा का ताम्नशासन मिला है। उसकी तिथि 
सम्‌ ६०१ इंसवी में पड़ती है। उस समय महाराज भीमसेन द्वितीय का 
राज्य था। उसके पिता का नाम दचितवम्मेन्‌ द्वितीय, उसके पिता 
का विभीषण, उसके पिता का दवित प्रथम कौर उसके पिता का शूर 
नाम था। कदाचित्‌ ये महेंद्र के वंशज रहे हाों। परंतु उदयगिरि के 
पात्नी लेख में खारवेल का 'राजषिवंशकुल्नविनि.सृतः लिखा है। यदि 
राजषितुल्यकुल झै।र राजषिवंशकुल एक ही हों ते यह बात सिद्ध हे। 
लाती है कि खारवेल के बंश का राज्य महाकाशल में सातवों सदी तक 
स्थिर रहा आया। कल्िंग में चाहे उनकी पद्धति उखड़ गई हो परंतु 
दंडकवन में उनके वंशजें का अधिकार बना रहना कोई आश्चये की बात 
नहीं है। राजषितुल्य कुलवाले कोई भो रहे हों, उनके ताम्नशासन से यह 
बात ते सिद्ध है कि महाकाशल के सध्यस्थान रायपुर में सौ वष से 
झअधिक समय तक उनका राज्य बना रहा। यद्यपि भीमसेन के 
“महाराज? लिखा है, परंतु इनकी विरुदावली ऐसी नहीं जान पड़ती कि 
ये स्वतंत्र या चक्रवर्ती राजा रहे हों। कदाचित्‌ ये भद्रावती के बौद्ध 
राजाभों के मांडलिक रहे हों। जिस समय चीनी यात्री युवानच्बंग 


फ् 
राजषितुल्यकुल 


पंचम भअभ्याय॑ २३ 


महाकाशल की राजधानी में सन्‌ ६३८ ई० में अ।या था, उस समय वहाँ 
का राजा ज्ञत्रिय परंतु बोद्ध-धर्मावल्लंबी था। ये राजा भद्रावती में कब 
से राज्य करते थे, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिल्ञता; यदि संपूर्ण महा- 
काशल उनके अधिकार में रहा हा, ते आरंग के राजा अवश्य उनके 
मांडलिक रहे होंगे । मध्य प्रदेश में बौद्ध-घर्म बहुत दिनें तक बना रहा, 
परंतु अत में भद्रावती के बौद्ध राजा शैव हो गए और उन्होंने अपनी प्राचीन 
राजधानी को स्थानांतरित कर रायपुर जिले में महानदी के किनारे श्रोपुर 
( वर्तमान सिरपुर ) में जमाया। थे अपने का सोमवंशी पांडव कहते 
थे। इनके वंशजेों के नामों के अत में बहुधा 'शुप्त' शब्द रहने से 
इतिहासकार इनको “पिछले गुप्त! कहने लगे हैं; परंतु इनसे श्लौर पटना 
के आदियुप्तों से कोई संबंध नहों था | 

सेमवंशी पांडबों का पता डदयन तक लगता है, जो प्राचोन 
राजधानी भाँदक में राज्य करता था। उसका लड़का ६ द्रबल्न, उसका 
नन्नदेव, उसका महाशिवशुप्त तीत्रदेब, उसका 
भतीजा हृषगुप्त और उसका लड़का महाशिवगुप्त 
बालाजुन हुआ । किस राजा के समय में श्रीपुर में राजधानी स्थापित 
की गई इसका कहीं लेख नहीं है; परंतु जान पड़ता है कि तीज्नदेव की 
राजधानी वहीं पर थी। बालाजुन के समय तक इस वंश का प्रताप 
बढ़ता गया और महाकोशल्न में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि होती गई। 
ताम्नशासनों की भाषा से जान पड़ता है कि इन राजाओं की समाश्रों में 
अत्यंत सुशिक्षित और धुरंधर पंडित रहा करते थे। राज्यशासन की 
प्रणाली भी अच्छी थी, परंतु जे चढ़ता है वह गिरता है। एक दिन 
वह झाया कि सोमवंशियों का यथानाम तथाशुणवाली राजधानी 
श्रीपुर को छोड़कर, विनीत हो, विनीतपुर का भ्ाश्रय लेना पड़ा । शरभ- 
पुर-वंशोय उनके स्थानापन्न हुए। इस वंश के द ही राजाओं का नाम 
ज्ञात है, भ्रर्थात्‌ महासुदेवराज और महाजयराज। इनके पश्चातू 
ताम्नशासनों में न वंशावली दी गई है और न कोई विशेष विरुद पाया 
जाता है। इनकी मोहरें में यह श्लोक पाया जाता है--“प्रसब्नहदय- 


सोमवंशी पांडव 


२७8 मध्य प्रदेश का इतिहास' 


स्यैव विक्रमाक्रांतविद्विष:। श्रीमत्सुदेवराजस्य शासनम्‌ रिपुशासनत्र ॥? 
इन्होंने जो गाँव प्रदान किए हैं वे रायपुर और विल्ञासपुर जिलों के 
बीचेंबीच पड़ते हैं। ये शासन शरभपुर से लिखे गए थे, जिसका 
ठीक ठीक पता अभी तक नहों ज़्गा। किसी किसी के अनुसार यह 
शरभवरम है जो गेोदावरी के उस पार स्थित है। शरभपुरीय राजा 
बहुत दिनों तक नहीं टिके। उनके हाथ से राज्य दूसरों के हाथ सें 
बहुत जल्दी चला गया। परंतु वह सोमवंशो पांडवों के अधिकार में 
ज्लौट कर नहीं गया। 

सेामवंशियों की नवीन राजधानी विनोतपुर अब बिनका नास से 
प्रसिद्ध है। यह सेनपुर रजबाड़े में महानदी के तट पर, शपुर 
से सीधी लकीर में जाने से, सौ मील पड़ेगी। 
नदी द्वारा नाव पर कोई जाय ते १८० मील 
पड़ेगी। जान पड़ता है कि महाशिवगुप्त «बाल्ाजुंन के पश्चात श्रीपुर 
विपत्तिगस्त हुआा। उसका उत्तराधिकारी महाभवगुप्त उपाधिधारी 
राजा वहाँ से भागकर विनीतपुर में जा बखा। इसके हाथ में 
महाकाशल का पूर्वीय भाग फिर भी बच रहा था, जिसके बढ़ाने 
का उद्योग इसके वंशजों ने अवश्य किया भार क्रमशः उड़ीसा श्र 
तिल्लंगाने का जीतकर त्रिकलिंगाधिपति का विरुद धारण कर लिया । 
जान पड़ता है कि महाभवशुप्त जनमेजय ने पहले पहल यह पदवी 
घारण की । उसके ताम्नशासनों में उसका पूर्ण विरुद यों पाया जाता 
है-./“परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री शिवगुप्तदेव पादानु- 
ध्यात परमसाहेश्वर परमभट्टांरक महाराजाधिराज परमेश्वर सेोमकुल- 
तिलक त्रिकलिंगाधिपति श्री सहाभवशुप्त राजदेव: |” मनन करने से 
जान पड़ेगा कि महाभवगुप्त के पिता शिवगुप्त के नाम के अागे न ते 
'महाःशब्द है न त्रिकलिंगाधिपति!। महाभवगुप्त जनसेजय सिरपुर से 
निकाले हुए सहाभवगुप्त का पोता जान पड़ता है। उसका छड़का 
शिवणुप्त दीन दशा में उत्पन्न हुआ, तब महा-श्रहा सब भूल गया; परंतु 
बसके खड़के ने त्रिकलिंग के जीतकर प्राचीन प्रतिष्ठा पुन: प्राप्त कर ली 


त्रिकलिंगाधिपति 


षष्ठे अध्याय श्प्‌ 


और वंशपरंपरा का नाम पूर्शो रूप से पुनः घारण कर लिया। सिरपुर 
वंश में राजाओं के दो ही नाम चलते थे, श्रधात्‌ महाशिवगुप्त और 
महाभवगुप्त। बाप यदि शिवशुप्त हुआ ते लड़का भ्रवगुप्त होता था । 
प्रत्येक के जन्म-नाम व्यक्तिगत होते थे, परंतु गद्दी पर बैठते ही राजकीय 
नास धारण करना पड़ता था । इस प्रकार तीवरदेव महाशिवगुप्त के 
नाम से प्रसिद्ध था। उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजञा हथषगुप्त 
हुआ, जिसका राजकीय नाम महाभवगप्त रहा होगा। हषगुप्त के 
लड़के का नास महाशिवगुप्त बालाओुन लेखों में मिलता है। इसका 
लड़का महाभवगुप्त रहा होगा; पर उसके कोई ताम्रशासन नेहीं मिले । 
वह बेचारा स्वयं विपत्ति में था, फिर तामश्रशासन-द्वारा दान देने की उसे 
कहाँ से सूकती ! उसके लड़के ने महाशिवगुप्त के बदले अपना नाम 
केवल शिवगुप्त रखा। इस शिवशुप्त का लड़का जनसमेजय हुआ, जिसकी 
चर्चा ऊपर हो चुकी है। जनमेजय का लड़का महाभवगुप्त ययाति 
हुआ, जिसने विनीतपुर का नाम बदतल्त कर ययातिनिगर कर दिया। 
उसका लड़का महाभवशुप्त भीमरथ हुग्ना, जिसके पश्चातृ सेमवंशियों का 
पता नहीं लगता । प्रत्यक्षत: उनका राज्य दूसरों के हाथ में चला गया । 





बहु अध्याय 
विद 


हम अभी तक मध्य प्रदेश के, विशेषकर उत्तरीय भाग के, 
राजाओं का वर्शन करते आए हैं। भअ्ब नर्मदा के दक्षिण के राजाओं 
की कुछ चर्चा करने का समय आरा गया । 

पुराणों में विदर्भ ( वत्तमान वरार ) का बहुत अधिक उल्लेख 
है। उनमें लिखा है कि यदुबंश में विदर्भ नाम का एक राजा हुआ था 
जिसके नाम से देश का नाम विदर्भ चलने लगा; यद्यपि जान ते ऐसा 
पड़ता है कि बरार में दर्भ या कुश की हीनता के कारण देश का नाम 


श्‌६ मध्य प्रदेश का इतिहास' 


विदर्भ ( दर्भविहीन ) रखा गया। विदर्भ से लगे हुए प्रांत का नाम 
जहाँ कुश की बहुलता थी, काशल रखा गया था। पौराणिक कथा के 
अनुसार काशल का नाम भी रामचंद्र के पुत्र कुश राजा के नाम से. 
रखा बतलाया जाता है। स्मरण रहे कि यहाँ पर जिस कोशल का 
वर्णन हैा। रहा है वह उत्तर कोशल अर्थात्‌ अवध नहीं है। वह दक्तिण 
कोाशल्ल या महाफोशल है जिसकी सीमा बरार से क्लगाकर उड़ीसा तक 
धो। विद में यादवों का राज्य बहुत प्राचीन काल से था। पुराणों 
में सबसे बड़ी वंशावली इन्हीं की मिलती है, परंतु ऐतिहासिक काल में 
मैक्यो' से पूव का बृत्तांत अवगत नहीं है। मैरयक्ाल के चिह्न भी बरार 
में बहुत कम हैं, परंतु इसमें बिलकुल संदेह नहों है कि अशोक का राज्य 
विदभ में था। निजाम के राज्यांतगंत रायचूर जिले के मसक्री नामक 
ग्राम में अशोक का एक शित्षालेख मिला है जे! रूपनाथ के लेख से 
बहुत सिल्ान खाता है। जान पड़ता है कि विदभ में जे। राजा पहले 
राज्य करते थे, उनका अशोक ने निकाला नहों था। वे इसके सांडलिक 
हो गए थे, परंतु जब शुगों ने श्रपना अधिकार जमाया तब वे फिर 
स्व॒तंत्र हे! गए। प्रथम शु गराजा पुष्यमित्र के लड़के अ्रग्निमिनत्र ने विदर्भ 
के राजा से लड़ाई ली थी श्लौर उसका आधा राज्य उसके चचेरे भाई को 
दिलवाया था जिनके बीच की सीमा वरदा ( वत्तेमान वर्धा ) नदी बनाई 
गई थी । सालविकार्निमित्र नाटक सें जिस राजा को अग्निमिन्न ने 
हराया उसका नाम यज्ञसेन लिखा है। कदाचित्‌ यह आंध्रवंशीय 
राजा रहा हा, जिनको परिचय हम दे चुके हैं। कल्लिंग के जैन राजा 
खारबेल ने पश्चिम के आंध्रवंशीय राजा ही के हराया था। तभी से 
जान पड़ता है कि विद का संबंध आंध्रों से कुछ काल तक टूट गया । 
बरार जैनियों के अधिकार में कब तक बना रहा इसका ठोक पता नहीं 
लगता, परंतु वह थोड़े दिनों में वाकाटकों के हाथ चला गया | 
 अमरावतीं, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में वाका- 
टक राजाओं के ताम्नशासन मिले हैं। उनमें इस बंश का परिचय यों 
दिया है--“विष्णुवृद्ध सगोत्रस्य श्रीमदुवाकाटकानां महाराज श्रीप्रवर- 





षष्ठ अध्याय २७ 


सेनस्य” जिससे जान पड़ता है कि वाकाटक नाम की कोई जाति थी 
जिसके विष्णुवृद्ध गोत्र के नायक राजा थे। इनका आदिपुरुष 
विंध्यशक्ति था, जिसका पुत्र प्रंवरसेन ( प्रथम ) 
बड़ा प्रतापी राजा जान पड़ता है। उसने अग्नि- 
थ्टोम, आप्तेयाम, उक्थ्य, पोडशिनू, आतिरात्र, वाजपेय, दबृहस्पतिसव, 
सायस्क्र ओर चार श्रश्मेध यज्ञ किए थे। उसका लड़का गेतमी- 
पुत्र था जिसका विवाह भारशिवों के राजा भवनाग की कन्या से 
हुआ था। इनका पुन्न रुद्रसेन ( प्रथम ) हुआ, उसका प्ृथ्वीषेण, उसक 
रुद्रसेन द्वितीय हुआ, जिसको महाराजाधिराज देवगुप्त की कन्या 
प्रभावती गुप्ता ब्याही थोी। इनका पुत्र प्रवरसेन (द्वितीय ) हुआा 
जिसने अमरावती जिले में चम्मक नामक प्राम की भूमि एक हजार 
ब्राह्मणों का दान में बाँट दी थी। चम्मंक इलचपुर से चार मील 
है। ताम्नशासन में लिखा है कि चम्मक भोभकट राज्य में था, 
जिससे यह भी पता लग जाता है कि इलचपुर का प्रांत पहिले भोजकट 
कहलाता था। प्रवरसेन द्वितीय का लड़का नरेंद्रसेन हुआ और उसका 
पृथ्वाषेण द्वितीय । इनके पश्चातू देवसेन और हरिषेण राजा हुए। 
फिर बंश का लोप हो गया। इन लोगों ने अपना राज्य उत्तर में बुंदेल- 
खंड तक फैला लिया था। दक्षिण में गे।दावरी तक, पश्चिम में अजंटा 
पर पूर्व में बालाघाट तक इनका आधिपत्य था। इनकी सुहरों में 
निम्नलिखित श्लोक खुदा रहता था--“वाकाटकल्लत्ञामस्य क्रमप्राप्त- 
नुपश्रिय:। राक्ष: प्रवरसेनस्थ शासन रिपुशासनम्‌ |? ज्ञान पड़ता 
है, इनकी राजधानी प्रवरपुर में थी । इसका पता अभी तक नहीं लगा। 
यदि प्रवरपुर का अपभ्र'श पवरार या पवनार हो गया है| ते! यह स्थान 
वर्धा शहर से ६ मील पर घास नदी के किनारे का पौनार हे! सकता 
है। वहाँ कई पुरानो मूत्तियाँ भी निकली हैं श्रैर दंतकथा के अनुसार 
प्राचीन काल में वह बहुत प्रसिद्ध रहा है। 

जिस समय ओऔपुर के सेमवंशियों का अ्रध:पतन हुआ प्रार 
शरभपुराय राजाओं ने अपना अमल स्थिर किया, उस समय जान पड़ता 


वाकाटक 


श्प मध्य प्रवेश का इतिहास 


है महाकाशल का पश्चिमी भाग शैल्वंशी राजाओं के हाथ जा पड़ा। 
इस बंश का एक ही ताम्नशासन बालाघाट जिल्ले में मिला है। उसमें 
लिखा है कि शैलवंश में सुरावद्धन नामक राजा 
हुआ और उसका लड़का प्रथुवद्धन हुआ, जिसने 
गौष्जर देश ( गुजरात ) को जीत लिया। उसका लड़का सौव॑द्धन 
हुआ, जिसके तीन श्रौरस पुत्र थे। उनमें से एक ने पोंड़ ( बंगाल 
व बिहार ) के राजा का मारकर उसका देश हे लिया। तीसरे 
कड़के ने काशीश का मारकर काशी अपने स्वाधीन कर ज्ञी । उसका 
लड़का जयवद्धंन ( प्रथम ) हुआ, जिसने विंध्या के राजा को मारकर 
विंध्या ही में अपना निवास स्थापित किया। उसका लड़का श्रीवद्धंन 
हुआ और उसका पुत्र “परममाहेश्वर सकल्लनविंध्याधिपति महाराजा- 
घिराज परमेश्वर श्री जयवर्धनदेव” ( द्वितीय ) हुआ, जिसने बालाघाट 
का खार्दा ( ९ ) नौंमक ग्राम रधोल्ली के सूर्य-मंदिर को भोगाथे लगा 
दिया। यह दान श्रीवद्धनपुर राजधानी से प्रदान हुआ था। इस 
स्थान का पता अभी तक नहीं लगा, परंतु जान पड़ता है कि वह रासटेक 
के निकट कहीं पर रहा होगा । रासटेक से तीन-चार मौत पर नगर- 
धन ( प्राचीन नंदिवद्धंन ) नामक ग्राम है। संभव है कि प्रथम विंध्य- 
नरेश श्रीवद्धन ने यहीं पर अपने नाम पर राजघानी स्थापित की हो 
और उसके पश्चातू किसी नंदिवद्धन नामक वंशज ने उसका नाम पत्ट- 
कर अपने नाम पर राजधानी का नाम चलवा दिया हो । जे हो, इतना 
ते पक्का है कि बालाघाट और नागपुर की ओर का प्रांत शैल्वंशियों के 
अधीन था। इस वंश के कृत्यों के वन से जान पड़ता है कि वह ऐसा- 
वैसा वंश नहीं था। उसने बड़े बड़े नरेशों के राज्य छोन लिए थे. 
परंतु बीस वर्ष पूथे भारत के इतिहासकारें को उसका नाम तक नहीं 
ज्ञात था | 

अब सहाफाशल के पश्चिमी भाग से और थेड़ा पश्चिम को 
' चल्चकर जब हस विदर्भ पर दृष्टि डालते हैं, ते बाकाटक का नाटक 
समाप्त और राष्ट्रकूटों का ग्रभिनिवेश हग्गोचर दाता है। ये राठौर 


शैलवंशी 


षपष्ठ अध्याय रद 


राजपूत थे। इनकी मुख्य राजधानी मान्यखेट ( वर्तमान मालखेड़ ) 
में थी। माह्खेड़ बरार के दक्षिण में निजञाम॑ के राज्य में है। जान 
पड़ता है कि अचलपुर ( वर्तमान इलचपुर ) में 
राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधि या सूबेदार रहता था और 
वहाँ से वह बरार, बैतूल, छिंदवाड़ा, वर्धा, चाँदा आदि पर शासन 
करता था । इन सब स्थानों में उनके लेख मिले हैं। चाँदा जिले 
के भाँदक में जो ताम्रशासन मिल्ला वह प्रथम कृष्ण का है, जिसकी 
तिथि ७७२ ईसवी में पड़ती है। वर्धा जिल्ने की देवली के लेख का 
समय <४० ईसवी है। इस काल्न के बोच दक्षिण से चालुक्यों और 
उत्तर से परमारों ने धावे किए, पर॑तु वे ठहरे नहीं, इसलिये राठारों का 
राज्य बहुत दिनों तक बना रहा। 

सातवों शताब्दी में थानेश्वर के राजा हषवर्धन के वैभव ने संभदत: 
दक्षिण में नमंदा तक सारा देश उसके अधिकार में क़र दिया | हर्ष बढ़ा 
प्रतापी राजा था। पैदल सिपाहियों के अतिरिक्त 
उसके पास साठ सहस्न हाथी और एक लाख 
सवारों की सेना थी। उसने अपने बाहुबल ही से अपना राज्य बढ़ाया 
कौर कन्नोज को अपनी राजधानी बनाई। सन्‌ ६०६ ह० में जब वह 
गद्दी पर बैठा, तब से उसने अपने नाम पर हषसंबत्‌ चला दिया । वह 
अहिंसा का बड़ा पक्षपाती था। उसके समय में किसी भी जंतु के 
मार डालने या मांस खाने के भ्रपराध में कठार दंड दिया जाता था। 
हुए अपने विस्तीण राज्य की देखरेख स्वयं देशरा करके किया करता था। 
उसके समय में बेगार से कराए हुए कास के लिये मजदूरी दो जांतो थी | 

शिक्षा की ओर उसका विशेष ध्यान था। जान पड़ता है, वह 
स्वयं बहुत शभ्रच्छा कवि और नाटककार था | उसके दरबार में प्रसिद्ध 
कवि बाण रहा करता था, जिसने अत्यंत क्ल्षष्ट संस्कृत में “हषेचरितः 
लिखकर अपनी झपूर्व शक्ति का परिचय दिया । हुए ने नगरों और देहातों 
में भी अनेक धर्मशालाएं बनवा दी थीं, जिनमें एक एक वैथ भी रहा 
करता था। जिसको आवश्यकता हा उम्चका बिना मूल्य ओषधि देना 


राष्ट्रकूट 


हषवद्धन 


३० मध्य प्रदेश का इतिहास 


वैध का काम था। सागर हृष के राज्य में सम्मिलित रहा होगा, परंतु 
कदाचित्‌ वैद्यों के सिवा उसके समय के कोई भी चिह्न अब विद्यमान 
नहीं हैं। सागर जिले में गाँव गाँव नहीं ते मुख्य मुख्य गाँवों में 
वैय मिलेंगे, जे बहुधा धर्माथे वैधक् किया करते हैं। कदाचित्‌ 
यह प्रथा हु के समय से ही चली हा । हष की सृत्यु सन्‌ ६४६ ६० 
में हुईं। उसको संत्तान न होने से उसके मरते ही अराजकता-सी फैल 
गई, और जिससे जहाँ बना वह वहाँ का राजा बन बैठा । 





सप्तम अध्याय 
कलचुरि 


अब नर्मदा के उत्तरीय भाग में पुन: लैौटकर हमें देखना चाहिए 
कि उस ओर हु के "बाद क्‍या हाल हुआ। उस जमाने का दो सी 
एक घर्ष का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु 
जबलपुर की ओर कलचुरियों ने अपना सिल्नसिल्ला 
जमाना आरंभ कर दिया था। इनके प्रब्ष प्रताप ने भध्यप्रदेशांतर्गत 
राज्य का ही नहीं, वरन्‌ उसके चारों ओर के दूर दूर के राजाओं का अपने 
झधीन कर लिया था। डाक्टर कीलहाने के अनुमानानुसार इनकी 
राजधानी त्रितसाये! में थी, जिसका कि अभी तक पता नहों ल्गा। 


अरममकन 


प्राचीन राजधानी 


१--यह अनुमान रलपुर में मिले हुए एक कुछ हृटे शिलालेख पर से 
किया गया है, जिसमें त्रितसोय का नाम दे श्लोकों में आया है। वे ये हैँ-- 

तेषां हेहयभूभुजां समभवह्ंशे स चेदीश्वर: 

. श्री काकल्न इति स्मरसप्रतिकृतिविश्वप्रमेदो यतः। 
येनायं च्रितसाये [ सैन्यबछमाया ] मेन मातुं यशः 
स्वीयं प्रेषितमुश्चकेः कियदिति अल्यांडमंतःजक्षिति॥ ४॥ 
आपत्तेषु कलिद्वराजमसम॑ वशःकमादालुजः 
पुत्न॑ शजत्रंकलत्ननेत्रसलिलस्फीत' प्रतापहुमंम। 


सप्तम अध्याय ३१ 


कलचुरियों ने सन्‌.२४८ इसवी में अपना नया संवतू चल्नाया था, जो 
प्राय: एक सहस्त वष तक चलता रहा और जिसका उपयोग अन्य राजा 
येनाय॑ त्रितसायेकेशमकछशीकरत्त विहायान्वय- 
क्षोणीं दक्षिणकाशले जनपदों बाहुद्ययेनाज्जितः॥ ६॥ 
ऊपर के पहले श्लोक में त्रितसौय के पश्चात्‌ के ६ अक्ञर टूट गए हैं 
और जे केाष्ठक के भोतर दिए गए हैं, वे केवल मैंने अनुमान से भर दिए हैं। यह 
निश्चित नहीं है कि मूलश्लोकु में उस स्थल पर कोन से अक्षर थे । डाक्टर कील- 
हान ने पहले श्लोक का अथ यों किया हे-..इन हेहय राजाओं के वंश में 
श्री केकलल नामक चेदि का शासक हुआ, जे। कामदेव की मूत्ति ही था, जिससे 
विश्व के प्रमोद मिलता था और जिसके द्वारा पृथ्वी पर हैकर अपने निज यश के 
नापने के लिये, कि वह कितना होगा, यह त्रितसौय ( का रहनेवाला ) अल्माण्ड में 
ऊँचा भेजा गया |” मैं श्लोक के उत्तराद्ध का जे अथ लगाता हूँ, वह यह है--- 
“जिसने त्रितसीय की सेना के उसकी विपुलता-द्वारा अश्नने निजी यश के स्पष्ट 
_ रूप से नापने के लिये, कि ब्रह्माएड के बीच और (्रथ्वी पर कितना है, भेजा 
(अर्थात्‌ चितसौय के विपुल सैन्य को हराकर चारों ओर अपना यश फैला दिया)। 
बेदें में चेंदि और तृत्सुजातियां का नाम आया है। तृत्छु लोगों का राजा दिवा- 
दास बड़ा पराक्रमी था। उसने तुबंस॒, द्र क्यू और संबर के मारा और गंगु और 
नहुष-वंशियें के हराया । इसका पुत्र सुदास हुआ। बैदिक युद्धों में इसका युद्ध 
सबसे बड़ा समझा जाता है। इसके विपक्षी अनेक राजाओं ने मिलकर इसे 
हराना चाहा, परंतु उनका प्रयास निष्फल हुआ ओर वे सब पराजित देकर अपना 
सा सह लेकर रह गए। विजयी तृत्सुजाति के लोगों के हराना उस समय जगत्‌ 
में यश की सीमा समझी जाती रही हवेगी। इसो बात की उपमा इस श्लोक में 
दी हुई जान पड़ती है ओर त्रितसोय का अथ तृत्सुजातीय जान पड़ता है, न कि 
किसी स्थान का नाम | कि तु दूसरे श्लोक में कहा हे कि केकल्लदेव का वंशज 
कलिंगराज त्रितसौय का केश ज्ञीण न करने के अभिप्राय से अपने बान्ध्रवों की सेना 
के छेड़ दक्षिणकेशल के चला गया | इससे पुन; अनुमान के लिये जगढ 
मिल जाती है कि त्रितसौय॑ हेहयें की राजधानी थो, जहाँ के केश के कम न करने 
के हेतु राजा के भाई-बंधु अन्यत्र चले गए। 


३२ मध्य प्रदेश का इतिहास 


भी करते रहे। इसी से प्रकट हो जायगा कि ये ज्ञोग कितने प्रभाव- 
शाली न्पति थे। कलचुरि, हैहयों की एक शाखा है, जिनका वर्णन 
पुराणों में बहुत आता है। ताम्रलेख आदि में कलचुरियों का सबसे 
प्राचीन उल्लेख सन्‌ ५८० ई० में मिलता है, जब कि बुद्धराज राजा था । 
उस समय जबलपुर की ओर गुप्तों के मांडलिक परिब्राजकू महाराजाओं 
का अमल था। इससे स्पष्ट हे कि बुद्धराज ने मध्य प्रदेश में कभी राज्य 
नहीं किया । इस प्रदेश में कलचुरियों के आधिपत्य का समय प्राय: 
८७५ ई० से जान पड़ता है, परंतु विजयराघेगढ़ के निक्रट इचहरा में 
इनके मांडलिक रहते थे, जे! उच्चकल्प के महाराजा कहलाते थे। इनके 
कई लेख जबलपुर जिले में मिले हैं, जिनकी तिथियाँ सन्‌ ४७५ और 
५५४ ई० के बीचोंबीच पड़ती हैं। इससे यही अनुमान किया जा 
सकता है कि उचहरा राज्य के आसपास ही कहीं कलचुरियों की पुरानी 
राजधानी रही होगी | यह प्रांत वर्तमान बघेलखंड में पड़ता है। रीबाँ 

मेरी समझ में इस श्र से तो दैहयें को दरिद्रता दरसेगी, न कि प्रशंसा । 
मेरी समझ में फिर भी त्रितमौयं शत्रु जाति का बेधक है । कलिंगराज 'क्षोणी” के 
छेड़कर चले गए,, जिससे शत्रुओं का ख्ब कम दे। गया। उनके रहने से लड़ाई 
जारी रहती, जिससे चितसोय जाति का केश कछ्षीण द्वेता जाता। इससे उनकी 
महानुभावता प्रकट होती है। चेदिवंश बड़ा उदार-चरित्र था। ऋग्वेद के 
आउवे मंडल में एक उदाहरण भी लिखा है कि चेद-पुत्र कसु ने एक कवि के 
१०० भैंस और दस हजार गाये' दी थीं। वैदिक काल में यह अवश्यमेव बड़ा 
भारी दान समझा जाता रहा देगा और करोड़पतियों के द्वाते भी इस जमाने में भो 
न्यून नहीं है। मिश्रबंधुओं ने तृत्सु लेगों के यूयबंशी माना है। हैहय अपने 
.को सदैव चंद्रवंशी कहते आए हैं। क्‍या त्रितसौय॑-चर्चा में चंद्रबंशियों की, महा- 
प्रतापी सूर्यवंशियों की हीनता दिखलाकर, स्तुति ते नहीं छिपी है ! जे हो, इस 
लंबी टिप्पणी के लिखने का अ्रभिप्राय यह है कि कदाचित्‌ बिज्ञ पाठकों को नजर 
में पड़ने से कोई महानुभाव इस जटिल समस्या की पूत्ति कर दें, क्येंकि मुझे न ते 
डा० कीलहाने के शलोका्थ से संताष है और न अपने ही लगाए, अर्थ से। 





सप्तम अध्याय ३ 


से चार मील पर, रायपुर नामक आम में, कलचुरि ज्षत्रियों की अब भी 
बहुलता है। उनके प्राचीन नाम का प्रपश्न'श होकर अब करचुलिया 
हो! गया है । 

प्राचीन राजधानी से उठकर कलचुरियों ने जबलपुर के निकट ६ 
मील पर त्रिपुरी नगरी में अड्डा जमाया। वहाँ त्रिपुरेश्वर महादेव अब 
भी विद्यमान हैं। त्रिपुरी का नाम त्रिपुरेश्वर के 
नाम से पड़ा या त्रिपुरेश्वर त्रिपुरी या त्रिपुरनगर के 
महादेव होने से कहलाए, इसके निणेय के लिये सामग्री नहीं है; परंतु 
त्रिपुरी कलचुरियों के आगमन के पूरे ही से प्रद्यात थी। इसका 
प्रमाण वहाँ के प्राचीन सिक्‍कों से मिलता है। ये सिक्‍के सन्‌ ईसवी 
से ३०० वष पूर्व के हैं। इनमें नमंदा नदी का चित्न बना है। नर्मदा 
न्निपुरी के पाश्व ही में है। त्रिपुरी का वर्तमान नाम तेवर है। यहाँ 
पर अ्रनुपम॒ कारीगरी के प्राचीन ध्वंसावशेष अब भी* विद्यमान हैं, यद्यपि 
सड़क के ठेकेदारों ने गत सै वर्ष के भीतर लाखों मन पत्थर सुंदर हर्म्यो' 
और प्रासादों से निकाल लिए और इमारतों का नाश कर दिया है। 
वहाँ के गढ़े-गढ़ाए पत्थरों के ढोने के लिये ट्रामवे लगाई गई थी भर 
पत्थर मिट्टी के मोल खरीदे गए थे, तिस् पर भी वहाँ के माल्ृगुजार को 
प्राय: पैन लाख रुपया इस्री अनथे से मिल गया था। इससे सरलता 
से अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ पत्थर का कितना बहुत सा 
काम था, जो तोाड़-फोड़कर सड़कों और पुल्ों में लगा दिया गया | 
मिरजापुर की सड़क के पुल्नों में भ्रधफूटी मूरत्तियाँ इसकी साक्षी देती हैं । 
जो घेड़ी-बहुत मूतियाँ बच गई हैं, उनसे कलचुरि-शिर्प की उत्तमता 
स्पष्ट दीख पड़ती है। 

श्रिपुरी के राजाओं की सिलसिलेवार वंशावली काकल्लदेब से 
झारंस होती है। उसका विवाह चंदेलों में हुआ था शर उसने अपनी 
. कन्या दक्षिण के राहौर राजा द्वितीय ऋृष्णा का 
ब्याही थी। कोफदल ने इस राजा को सिंहासन 
प्राप्त करने में बड़ी सहायता दी थी, क्योंकि भ्रन्‍्य रिश्तेदारों ने गद्दी के 

। 


न्रिपुरी 


आदिराजा 


३४ मध्य प्रदेश का इतिहास 


लिये झगड़ा किया था । इसी तरह उसने गुजरात के राजा भोज, 
चविन्रकूट के चंदेल राजा हषदेव और नेपाल की तराई के शंकरगण की 
रक्षा की थी। इससे स्वयं सिद्ध है कि काकठल बड़ा सारी राजा था। 
कोकल्ल फे १८ पुत्र थे। जेठे का ताम मुग्धतु ग प्रसिद्धघधवल था । वह 
त्रिपुरी के सिंहासन पर सन्‌ €०० ई० के लगभग बैठा और उसके भाई 
अनेक मंडलों के मांडलिक बना दिए गए। कुछ भाइयों ने बिल्लासपुर 
जिले की ओर मंडल पाए। उनमें से एक लाफा जमोंदोरी के अंतर्गत 
तुम्भाण में जाकर जम गया। यह स्थान स्वाभाविक किला-सा है, 
क्योंकि यह चारों ओर से ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, फेक्‍ल उपरोरा 
की ओर से भीतर जाने को माग है। प्राचोन काल में राजा लोग इस 
प्रकार के सुरक्षित स्थानें का भ्रपना निवासस्थान बनाते थे। अभ्रठारह 
लड़कों में से दे ही ऐसे निकलते, जिन्होंने अपने वंश की कीति का 
प्रसार चारों ओर कर दिया। तुस्माणथ की शाखा महाकाशल झोौर 
त्रिकलिंग के अपने स्वाघीन करने में दत्तचित्त हुई ओर त्रिपुरी की 
मूलगद्दी ने अपना विस्तार उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में 
गुजरात और दक्षिण में करणाटक-निकटस्थ कुंतल देश तक कर 
दिखाया) मुग्धतु ग ने फाशल के राजा से लड़ाई ली थी और उससे पूर्व 
समुद्र की ओर की प्रधान पुरी पाली छोन ल्ीथी। ( विजित्य पूर्वा- 
स्बुधिकूलपाली: पात्तीस्समादाय च कोसलेंद्रातू । निरन्तरोद्वासितवैरि- 
घामा घामाधिक: खड़गपतिये आसीत्‌ | ) 

मुग्धतु ग के दो लड़के थे--बालहप श्र केयूरवर्ष युवराजदेव । 
ये दोनों भाई एक के पीछे एक गद्दी पर बेठे। युवराजदेव ने चाल्ुक्य 
राजा अवनिषर्सन की कन्या ने।हलादेवी से विवाह 
किया। इस राजा ने गोलकी मठ नामक शैव मठ 
के महंत सदुभाव शंभु को अपने डाहल देश से ३ लाख गाँवों की 
ज्ञागीर दी धी। उस समय यमुना और नर्मदा के मध्यस्थ डाहल देश 
में « लाख प्राम थे। गोलकी मठ का भथे गोमठ ही होता है। 
डाहल् देश में भेड़ाधाट के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं दिखता 


गोलकी मठ 


सप्तम अ्रष्याय ३४ 


जहाँ पर इतना बड़ा मठ रहा हो। ऐसे मठ की स्थापना भी 
राजधानी के निकट ही सेची गई होगी । भेड़ाघाट त्रिपुरी से ६ मील 
नर्मदा के किनारे पर है, जहाँ पर चोंसठ योगिनियों का प्राचीन मंदिर 
अ्रभी तक वियमान है। गेक्षकी मठ के आचाये पाशुपतपंथी शैव 
थे, जिनके मत से योगिनियों का विशेष संबंध है। इसलिये यह बात 
सिद्ध सी जान पड़ती है कि गोलकी मठ भेड़ाघाट ही का चैंसठ 
यगिनियों का मंदिर है। भारतवष में इस प्रकार के मठ पाँच-सात से 
अधिक नहीं हैं, उनमें से बहुतेरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत या उसके भ्रासपास 
ही पाए जाते हैं। बु'देलखंड में खज्जुराहा का चौंसठ योगिनी का 
मंदिर प्रसिद्ध था। वह अब बिल्कुल दृठ फ़ूट गया है और येगिनियों 
की मूर्तियाँ भी उठ गई हैं। खजुराहो में किंवर्दती है कि वहाँ की 
योगिनियाँ अप्रसन्न होकर नरमेदा-किनारे भेड़ाघाट को चल्नी गई'। 
इसका कुछ अथे हे! सकता है ते यही कि खजुराहो! का मंदिर प्राचीन 
था। उसके पश्चात्‌ भेड़ाघाट में उससे बढ़कर मठ बनाया गया, जिससे 
खजुराहो के मंदिर की कीति लुप्त दो गई। परंतु खजुराहा-निवासी, 
जिनका स्थान अनुपम मंदिरों से परिपू्ें था, यह सहन नहीं कर सके कि 
भेड़ाघाठ का मंदिर उन्तके योगिनी-संदिर से बढ़िया कहा जाय। इस- 
लिये उन्होंने भेड़ाघाटवालों का चोरी लगा दी, परंतु ऊँट की चोरी 
छिपे छिपे! नहों होती | उनका यह समभक्काना कठिन हो गया कि इतनी 
बजनदार चीजें सैकड़ों मीलों पर कैसे पहुँची होगी। तब कह दिया कि 
मूतियाँ ही हमसे अप्रसन्न होकर चल्ष दीं और नर्मदा के किनारे उन्होंने 
अपना निवास स्थिर कर लिया। इसमें कल्चुरियों की कुछ करतूत 
नहीं। खजुरादया चंदेलों की राजधानी थी। कलचुरियों और चंदेलों 
के बीच हिरस थी, इसलिये वे एक दूसरे से जलते थे। भेड़ाधाट के 
मठ में एक विशेषता यह है कि वह बिल्कुल गोलाकार बना है; 
खजुराहो और अ्रन्यत्र के मठ चतुष्कोण हैं। कदाचित्‌ गोक्षाकार 
होने के कारगा से ही नमेदा-तटस्थ मठ का नाम गोलकी मठ रख 
लिया गया हो | 


श्दद मध्य प्रदेश का इतिहास 


केयूरवर्ष युधराजदेव का समय €२५ ईसवी के लगभग पड़ता 
है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का लक्ष्मणराज &५० ईसवी फे 
लगभग सिंहासन पर बैठा। उसने पश्चिम में 
समुद्र-पर्य'त धावा किया और लाट भर्थात्‌ गुज- 
रात के राजा को हरा दिया, फिर समुद्र में स्नान कर सोमनाथ फे महा- 
देव की पूजा की। कन्नौज में गुजर राजा के स्थान में उसने अपने एक 
लड़के का गद्दी पर बिठा दिया जो काशलाधीश कहलाने लगा। उसने 
बंगाल के पाल राजाओं का भी पराजित किया और कश्मीर के वीरों से 
कुन्नल करवाई। उसने अपनी लड़की बेंठादेवी दक्षिण के चालुक्यों 
'का दी थी जिनका लड़का मह्दाप्रतापी तैलप हुआ। उसने अपने वंश 
के गिरे हुए राज्य का पुनरुत्थान किया। लक्ष्मणराज के दो लड़के थे, 
शंकरगण झोर युवराजदेव ( द्वितीय )। ये एक के पीछे एक गद्दी पर 
बैठे। इनसे कुछ नहीं बन पड़ा, विजय करने के बदले उल्तटे हार 
खा बैठे। द्वितीय युवराजदेव के समय में सालवा के राजा वाकूपति 
मुंज ने न्रिपुरी पर चढ़ाई की ओर उसे हरा दिया। इसी मुंज 
ने युवराजदेव के भानजे तैलप को १६ बार हराया, परंतु सन्न- 
ह॒वों बार तैज्ञप ने उसका सिर काट लिया। पैलप बड़ा लड़ाका 
था। उसने अपने मामा युवराजदेव पर भी चढ़ाई की और 
. उसे हरा दिया। द्वितीय युवराज देव का पुत्र द्वितोय काकल्ल हुआ । 
वह सन्‌ १००० ईसवी के लगभग सिंहासन पर बैठा, परंतु 
उसने भी कुछ पराक्रम नहीं दिखलाया। हाँ, इतना अवश्य 
किया कि उसने ऐसे सुपूत को जन्म दिया जिसने चेदि के राज्य को 
शिखर पर पहुँचा दिया | 
प्रथम सुपुत्र गांगेयदेव था जिसने १०१७ ईसवी के भीतर भीतर 
नेपाल झलार तिरहुत तक अपना आतंक बैठा दिया। उसने दक्षिण में 
गांगेयदेव करणाटक-निक टस्थ कुंतल देश पर भ्राक्सण किया 
और वहाँ के राजा को हरा दिया। वह बेचारा 
सुध-बुध-हीन बिखरे केश भागा ज़ाता था, परंतु गांगेय की राजेचित 


चढ़ाव उतार 


संप्रैम अध्याय ३७ 
दया से “अकुन्तल: कुन्तलतां बभार”* श्रर्थात्‌ कुंतल्न-देश-विहीन ने कुंतल- 
स्वामित्व पुन: धारण किया। क्योंकि गांगेयदेव ने उसका देश लौटा 
दिया। ऐसे ही विक्रमों के कारण इस राजा का नाम विक्रमादित्य 
पड़ गया। परंतु यह न समझ लेना चाहिए कि उसकी कभी हार 
नहीं हुई। ऐसे पराक्रमी पुरुषों के कोई भी कृत्य हों, वे सब उपखान 
बन जाते हैं। एक बार गांगेयदेव ने तिलंगाने के राजा का साथ लेकर 
धार के भाज पर चढ़ाई की, परंतु हार गयां। तब ते धार के निवा- 
सियों के घमंड की सीमा न रही । वे कहने क्गे “कहाँ राजा समाज और 
कहाँ गांगेय तैलंगण! । अब इस कहावत का अपश्र श होकर “कहाँ 
राजा भोज कहाँ गांगू तेलन” हो गया है। अरब-निवासी संस्कृतज्ञ 
यात्री अल्बेरूनी ने अपनी पुस्तक में इस राजा की बड़ी प्रशंसा लिखी 
है। जिस समय वह यहाँ श्राया था उस समय डाहल देश का राज्य 
गांगेय के ही हाथ सें था। त्रिपुरी के राजाओं के जे। सेने-चाँदी के 
सिक्‍के मिले हैं वे इसी राजा के हैं, अन्य के भ्रभी तक प्राप्त नहीं हुए । 
गांगेयदेव अपने राज्यांतगंत प्रयाग में अक्षयवट के पास बहुधा रहा 
करता था। अंत में उसने अपनी १०० स्त्रियों के साथ वहीं पर मुक्ति 
पाई। उसकी मृत्यु सन्‌ १०४१ ईसवी में हुई। त्रिपुरी भारत के 
ठीक सध्य में है। गांगेयदेव ने अपने अतुलित प्रताप से उसे भारत- 
साम्राज्य का केंद्र बना दिया। उसके समकालीन चंदेल राजा विजयपाल 
के एक लेख में ““जितविश्व:, . .गांगेयदेव:” लिखा है, अर्थात्‌ वह गांगेय- 
देव जिसने विश्व का जीव लिया था। 

गांगेयदेव ने कन्नौज के गुजेर-प्रतिहार वंश की बिलकुल जड़ 

उखाड़ दी थी और वहाँ का शासन अपने युवराज कर्णदेव के अधीन कर 
कर्शदेब दिया था। जब करे सिंहासन पर बैठा तब उसने 

अपने बाप से भी अधिक ऐसा प्रताप दिखलाया 

कि कन्याकुमारी-निकटस्थ प्रांत के पॉड्य सजा अपनी चंडिमत्ता भूल 





१--अन्याथ केशविहीन ने केशमयत्व धारण किया । ( विरोधाभास) 


८ मंध्य प्रदेश का इतिहास 


गए, मालाबार के मुरक्ों का धमंड विल्लीन हो गया, कायंबदर के कुंग सीधो 
चाल चलने लगे, बंग ( बंगाल ) और कलिंग ( उड़ीसा ) के लोग काँप 
उठे, काँगड़े के कीरों की, सुग्गे की नाई' अपने पिंजरे के भीतर से, बाहर 
आने की हिम्मत न पड़ी और पंजाब के हूणों का प्रहष लुप्त हो गया। 
उसने चंदेलों पर चढ़ाई कर उन्हें राज़्य-च्युत कर दिया। मालवा पर 
आक्रमण कर भोज से राजसेग छोन लिया और कन्नौज का राज बिल- 
कुल अपने करतत्लन-गत कर लिया । उसने सगध पर दे बार धावा किया, 
उनमें से एक का वर्णन तिब्बती भाषा की पुस्तकों में भी पाया जाता है। 
दक्षिणा के चोल, पांड्य और केरल देश उसके धावे से नहीं बचे; परंतु 
वहाँ उसने स्थायी रूप से राज्य नहीं जमाया। ऐसे ही उसने तिलंगाने 
पर चढ़ाई कर त्रिकलिंगाधिपति का बिरुद धारण कर लिया परंतु सेमम- 
वंशियों को बिलकुल निकाल नहीं दिया। 

'रासमाल्ा? में लिखा है कि १३६ भूपति के डहरिया की सेवा 
करते थे। परंतु “सब दिन होत न एक समान |” जिन जिन की 
कर्ण ने निकाला था उनके हृदय की दाह कैसे कम हा! सकती थीं। 
उन्होंने भीतर ही भीतर उसको नीचा दिखाने का उद्योग किया। चंदेक्त 
राजा कीतिवर्मन्‌ ने सेना इकट्टी कर अंत में लड़ाई ठानी और “विश्व- 
विजयी”? करण को हरा दिया। उस जीत के उपलक्त्य में प्रबोध-चंद्रोदय” 
नाठक रचवाया गया जिसमें कण की हार और चंदेश सेनापति गोपाल 
द्वारा कीत्तिवर्मन्‌ की राज्य-प्राप्ति दिखल्लाई गई | इसी प्रकार मात्तवा के 
राजा उदयादित्य ने भी लड़ाई करके अपना राज्य-बंधन मुक्त कर लिया | 
कदाधित्‌ इन्हीं बातों से निराश हो। कण ने अपनी गही खाली कर दा 
है।, क्योंकि उसने अपने जीते जी अपने पुत्र यश:कर्यदेव का संहासिषेक 
करवा के उसे सिंहासन पर बिठा दिया। कणों स्वयं सिंहासन पर 
प्राय: पच्चीस वर्ष रहा परंतु उसने अपने साश्राज्य की वह उन्तति कर 
दिखाई जैसी उसके वंश में आगे पीछे किसी ने कभी न कर पाई। 
इसके एक पूर्वबज की उपाधि चेदिचंद्र थी। तब ते कर्ण का चेदि- 
पू्रेचंद्र कहना चाहिए। परंतु इसी. बौर के साथ कलचुरि-पुक्लपक्त 


४० मध्य प्रदेश. का इतिहास 


है कि वह सन्‌ ११५० ईसवी में अवश्य राज्य करता थधा। उसका 
देहांत सन्‌ ११५५ के पूर्च हो गया, क्योंकि उस सन्‌ का ताम्रशासन 
हे ु उसकी विधवा राद्ी-द्वारा दिया गया पाया जाता 
ियजक आल है। जान पड़ता है, गयाकश के समय में चेदि- 
राज का बहुत सा भाग हाथ से निकल गया। गयाकणो ने मेवाड़ के 
गुहिलवंशी राजा विजयसिंह की छड़की से विवाह किया था। उसके 
दे पुन्न नरसंहदेव औऋर जयसिंहदेव हुए, जे! एक के पश्चात्‌ एक गद्दी 
पर बैठे। नरसिंहदेव के राज्यकाल के शिक्षालेख ११४५ ६० से ११५८ 
तक के मिले हैं श्रेर जयसिंह के ११७५ व ११७७ के मिले हैं। जय- 
सिंह का पुत्र विजयसिंह सन्‌ ११८० के लगभग उत्तराधिकारी हुआ। 
हाल ही में रीवाँ में एक लेख मिला है, जिसकी तिथि सब्‌ ११८२ ० 
में पड़ती है। तब विजयसिंह द्वी का राज्य था। ऐसे ही सन्‌ ११५५४ 
६० के एक और लेख में उसका जिक्र आता है, कलार उसमें उसका 
घिरुद परमभट्रारक्क महाराजाधिराज़ परमेश्वर परमभाहेश्वर त्रिकलिं- 
गाधिपति दर्ज है। विजयसिंह का लड़का अजयसिंत हुआ, परंतु 
उसके राजत्व-काल का कोई लेख झभी तक नहीं मिज्ञा। विजयसिंह 
के समय तक टोंस यदी के दक्षिण का भाग कलाचुरियों के शभ्रधीन था। 
परंतु रीवाँ के सन्‌ १२४० ई० के चंदेल ताम्रशासन से जान पड़ता है 
कि बह भाग उस संबत्‌ के पूर्व चंदेलों के अधिकार में चला गया था। 
कब और केसे गया; यह अभी तक तिमिराबृत है। इस प्रकार 
जरिपुरी के कल्चुरि-कृष्णपक्ष की अमावस्या पूर्ण अधकार-युक्त समाप्त 
हे। गई। तिस पर भी सभ्य प्रदेश के एक कोने में कलचुरिवंश 
का झेश बना ही रहा। बता चुके हैं कि तुम्माण के मॉडलिक 
स्रिपुरी-परिवार ही के थे। ये काज्ांतर में स्वतंत्र हो! गए थे। 
इनका सिलसिला उन्नोसवी सदी तक चला, इसलिये इनका अ्रह्वग 
वर्शन किया जायगा। इसके पूर्व हम त्रिपुरी के प्रभावशाली 
नरेशों की शासन-पद्धति झर धर्स का कुछ - दिग्दशन यहाँ पर करा 
देवा चाहते हैं। 


सप्तम अध्योये ४१ 


कलचुरियों के समय में शासन-प्रणाली उच्च श्रेणी की थी। 
यद्यपि उनके राज्य का अब इतना विस्म रण है| गया है कि स्थानीय लोग 
डनका नाम तक नहीं जानते, तथापि वे जे! अनेक 
शितज्ञा व ताम्न लेख छोड़ गए हैं उनसे उनकी 
शासन-पद्धति का कुछ कुछ पता लगता है। यथा, यश:कश् के एक दान- 
पत्र में निम्नलिखित उल्लेख है--.. 

स च परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीवामदेवपादानु- 
ध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर त्रिकलिंगा- 
घिपति निञ्रभुजोपाजिताश्वगजपतिनरपतिराजन्रयाधिपति श्रीमद्यश:कर्ण- 
देव: । ओ महादेवी, महाराजपुत्र:, महामन्त्री, महामात्य:, महा- 
सामन्त:, महापुरोहितः, महाप्रतीहार: सहाक्षपटलिक:, महाप्रमात्र:, 
महाश्वस|धनिक:, महाभाण्डागारिक:, महाध्यक्ष:, एतानन्यांश्च प्रदास्य- 
मानग्रामनिवासिजनपदा आ्वाहूय यथाह सम्मानयतिजेधयति समाज्ञापयति 
विदितमेतदस्तु भवतां यथा संवत्‌ ८२३ फार्गुनमासि शुक्लपक्षे चतुदश्यां 
रवे। संक्रान्ते वासुदेवाद शे देवमामपत्तल्ञायां देखलापंचेलग्राम: ससीमा- 
पर्येन्त: चतुराघाटविशुद्ध: सजल्स्थल: साम्रमधूक: सगत्तेषिर: सनिर्गम- 

' प्रवेश। सल्लवशाकर: सगेप्रचार: सजाडुलानूप:" बृक्षारामेद्भेदोद्यान- 
तृणादिसहितः कान्वसगोत्राय आप्लवन जामदग्नि त्रिप्रवराय बहूबृच- 
शाखिने सीआपैतज्नाय छीतपईपुत्राय गड्डाधरशमंणे ब्राह्मणाय मावापित्रो- 
रात्मनश्व पुण्ययशोमिवृद्धये प्रामे।यमस्मामि: शासनत्वेन सप्रदत्त:। 

इससे स्पष्ट ज्ञात होगा कि प्राचीन काल सें दान मुख्य मुर्य 
राज्याधिकारियों के सामने दिया जाता था, ताकि वह भूल या श्रांति से 
फिर कभों छीना न जाय । ऊपर उद्धृत लेख से प्रकट है कि दान देते 
समय राजा, रानी और युवराज के अतिरिक्त राजसभा के मुख्य दस 
अधिकारी, तथा जे। गाँव दिया गया उसके निवासी, उपस्थित थे । अधि- 
कारियों के नामों से ही ज्ञात होता है कि निदान राजशासन के नव या 
दस विभाग ( महकमे ) थे, जिनके अलग अ्त्लग अध्यक्ष थे। महाराज- 
पुत्र के पश्चात्‌ महामंत्री का नाम झाता है, जे अवश्य अन्य सब विभागों 


कलचुरिशासन-पद्ध ति 


४२ मध्य प्रदेश का इतिहास 


का स्वामी रहा करता था, जैसा कि अब भी होता है। उसके बाद महा- 
मात्य का दर्जा रहता था, जिसको राजा की कौंसिल का मुखिया सम- 
भना चाहिए। इसी प्रकार सेना का स्वामी महासामंत, धर्म का महा- 
पुरोहित, राजमहल का महाप्रतीहार, लेख-विभाग का महाक्षपटलिक, 
व्यवहार-पद्धति का महाग्रमात्र, घेड़ों और सवारों का महाश्व-साधनिक, 
खजाने का महाभांडागारिक और अन्य विभागों का देख-रेख करनेवाला 
महाध्यक्ष रहता था। किस विभाग में कान कान सी बाते' सम्मिलित 
थीं इसका ब्यौरा वे प्राप्य नहीं है परंतु दान की शर्तों' “ही से प्रकट 
होता है कि कितनी बारीकी के साथ कारंवाई हुआ करती थी । ऊपर 
वर्णित दानपतन्न की शर्तो' से पता लगता है कि गाँवों के चारों ओर सीमा 
बनी रहती थी । किसी किसी लेख से जान पड़ता है कि जहाँ स्वाभा- 
विक सीसा नहीं रहती थी वहाँ खाई खेदकर बना ली जाती थी। 
इतनी बारीकी इस शिक्षत काल में भी नहों की जाती । जल, स्थल्ल, 
आम, महुआ, गड़ढे, खान, नमकवाली भूमि, गोचर, जंगल, कछार, 
बाग-बगीचे , लता, घास, बीड़ों (घास के मैदात) इत्यादि का ही लेख नहीं 
है, वरन्‌ गाँव में आने जाने के रास्तों का अधिकार भी लिख दिया गया 
है, जिससे ज्ञात होता है कि माल और स्वत्व का सूक्ष्म रीति से विचार 
किया जाता था । हर एक विभाग में अलग अलग लेखक ( मुहरिर ) 
रहते थे, जैसे धर्मविभाग का लेखक धर्मलेखी कहलाता था । कारवाई 
शीघ्रता के साथ द्वोती थी, क्योंकि कई दान्रपन्नों से पता लगता है कि 
संकल्प करने क॑ थोड़े ही दिन पश्चात्‌ ताम्नशासन दे -दिए जाते थे। 
अब जितनी देर कागज पर नकल करके देने में लगती है उतनी कदाचित्त्‌ 
ताम्नपत्रों पर शासन खुदाकर देने में न लगती थी | 

कलचुरि शैव थे और धरम पर उनकी बढ़ी श्रद्धा थी। पोछे 
वर्शेन कर आए हैं कि उन्होंने ३ लाख आमें की जागीर एक मठ को 
दे दी थी। उनकी घममंशाज्षाओं में जाइण झऔर 
चांडाज्ष सभी का समदृष्टि से दान दिया जाता 


हर कलचुरि-धम 
था। उनके विचार उच्च कोटि के थे । 


संप्रम अ्रध्याय॑ छ३ 


पाषाणश्शिवसंस्कारातू भुक्तिमुक्तिप्रदों भवेतू। 

पाषाणशिशवता याति शूद्रस्तु न कर्थ भवेत ॥ 

[ संस्कार ते पत्थरहु, भुक्ति-मुक्ति-प्रद हाय । 

पत्थर जे। शिव द्वाय ते, शूद्र क्यों न शिव हाय | ] 

सठों के अधिकारी पाशुपत-संप्रदाय के शैत्र रहते थे। यह 
संप्रदाय दक्षिण के द्राविड़ ब्राह्मणों में बहुत प्रचलित था। वहाँ भी 
श्रनेक मठ स्थापित किए गए थे, जे गोक्षकी मठ से संबंध रखते थे। 
इस पंथ के प्रचारक दुर्वांसा मुनि समझे जाते हैं। गेोलकी मठ के 
प्रथम महंत सद्भावशंभु हुए थे। वे कालामुख शाखा को पातलते थे। 
कालामुख शेव निम्नलिखित छः मुक्तिमाग मानते हैं--( १) खेपड़े में 
भोजन करना, ( २ ) शरीर में शव की राख लेपन करना, ( ३ ) राख 
खाना, ( ४ ) दंड धरना, ( ५ ) मदिरा का प्याला पास रखना श्र 
( ६ ) योनिस्थित देव का पूजन करना | भ 
कलचुरियों ने इन्हीं आचाये! का ३ क्ाख गाँव अपंण किए थे | 

यद्यपि गाँव व्यक्तिगत अतिसुृष्ट किए गए थे, तथापि सद्भावशंभु ने इस 
भारी जायदाद को अपने पास नहीं रखा; सब मठ को सौंप दी । इसी 
_ मठ के एक महंत सेमशंभु हुए, जिन्होंने सेमशंभुपद्धति? नाम का ग्रंथ 
लिखा । उनके पश्चात वासशंभु हुए। उनके सहस्लों चेशे थे, जिनके 
आशीर्वाद के लिये नुपतिगण भी बड़ी अभिल्ञाषा रखते थे। महंत की 
गद्दी के लिये बड़े योग्य पुरुष चुने जाते थे। एक महंत विमल्लशिव 
मद्रास के अंतर्गत केरल देश में पेदा हुए थे | उनके शिष्य घर्मशिक हुए । 
उसके शिष्य विश्वेश्वर शंभु बड़े ओआजरस्वी हुए। ये बंगाल के अंतर्गत रा 
में पेदा हुए थे और बड़े नामी वेदज्ञ थे । इन्हींने निजाम-राज्य के प्लेतगत 
बारंगल देश के काकतीय राजा गशपति का दीक्षा दी थी झौर चेल्ल, 
साक्वीय तथा कल्नचुरि राजाओं को भी शिष्य बना लिया था। गण- 


(टलललनरलनरत-+मतजनणक तन +-न्‍्लन्‍्कक 


१--तस्मे निस्प्ृहयतस कलचुरिद्रमापालचूडामाण:, 
ग्रामाणां युवराजदेक्द पति: भिक्षां जिलज्ञ दा ॥ 


४9 मध्य प्रदेश का इतिहास॑ 


पति राजा तो इनको पिता कहते थे और इनके आदेशानुसार गौड़ 
अर्थात्‌ बंगाल के अनेक शैव साधुओं और भअ्रनगिनती कवियों को पुर- 
स्कार दिया करते थे | 

विश्वेश्वरशंभु रवयं ददारचरित्र थे। उन्होंने सब जातियों के 
लोगों को सदाचते मिलने का ही प्रबंध नहों किया था, वरन्‌ अस्पताल, 
धात्रोगरह और महाविद्यालय भो स्थापित किए थे। संगीत श्र सृत्य- 
कल्ला को भी वे उत्तेजन देते थे। यहाँ तक कि बहुत से गबेए काश्मीर 
से बुल्ञाकर रखे थे। प्राम-प्रबंध के लिये वीरभद्र भ्रार वीरसुष्टि इत्यादि 
नियुक्त किए थे । निरसंदेह विश्वेश्वरशंभु ने तत्कालीन प्रणाल्ञी के अनुसार 
त्रिल्षत्रामीय जायदाद का प्रबंध किया होगा। विश्वेश्वरशंभु सन्‌ १२५० 
ई० के लगभग विद्यमान थे। वह कलचुरियों की झवनति का समय था | 
यही कारण है कि विश्वेश्वर स्वामी काकतीयों के यहाँ जाकर रहे । 

यद्यपि कलचुरि कट्टर शेव थे, तथापि उन्होंने दूसरों के धर्म में 
कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तेवर के निकट गापालपुर नामक आम में 
अवल्ेकितेश्वर और तारा की मूत्तियाँ मिल्ली हैं, जिनमें बैद्धपर्म का 
बीजमंत्र खुदा हुआ है। यदि कलचुरि उदारचित्त के न होते ते बौद्धों 
का, जिनको शैवों ने ही भारत से निक्ाला था, ठहरना कठिन हो। जाता। 

कल्चुरियों के शिल्प का कुछ वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। 
उन्‍होंने अनेक विशाल मंदिर, घरंशालाएं , अध्ययनशाल्वाएं , मठ इत्यादि 
अपने राज्य के अनेक स्थानों में स्वयं या प्रज्ञावर्ग 
द्वारा बनवाए थे, जिनकी कारीगरी एक प्रकार की 
विशेष छटा दिखलाती है। पुरातत््व-विभाग के एक मर्मझ ने उसका 
नाम ही कलचुरि-शिल्प रख दिया है। कलचुरि-मंदिर आदि के दर- 
वाजों पर बहुधा गजलक्ष्मी या शिव की मूत्ति पाई जाती है। गजलच्मी 
उस वंश की झ्ुलदेवी थी पलाौर कुल उसका शिव-उपासक था। इसी 
कारण प्रत्येक राजा अपने विरुद में 'परममाहेश्वरर शब्द का उपयोग 
करता था। इस वंश के ताम्न-शासन सदेव झों नम: शिवाय” से 
आरंभ होते हैं। कलचुरिये साहित्य-ग्रेमी भी बड़े थे। 


शिल्प और साहित्य 


सप्तम अश्याय 84 


कई विद्वानों का मत है कि इन्हों की राजसभा में धुरंधर कवि 
राजशेखर रहते थे। कलचुरियों की बिल्लहरी की प्रशरिति में राजशेखर 
के विषय में यों उल्लेख किया गया है-- 
“घ्ुश्लिष्टबंघधटनाविस्मितकविराजशेखरस्तुत्या । 
आस्तामियमाकरर्प कृतिश्च कीतिश्च पूर्वा च ॥” 
अर्थात्‌ , इस प्रशर्ति की रचना को देखकर कवि राजशेखर 
विस्मित हो गए थे ओर उन्होंने उसकी बड़ो प्रशंसा की थी | इससे स्पष्ट 
जान पड़ता है कि राजशेखर कोई बड़े प्रतिभाशाली कवि थे | शोध से पता 
लगा है कि राजशेखर ने कबिकुल में जन्म लिया था श्रार अपना विवाह- 
संबंध भी एक ऐसी खत््रो से किया था जे कवि थी । इनकी ख्री चै।हा- 
निन थी और काव्य-रहस्य अच्छी तरह जानती थी । स्वयं राजशेखर 
ने अ्रपने अप्रतिम 'काव्यमीमांसा? अंथ में कम से कम तीन बार अवंति- 
सुंदरी के मतका हवाल्ला दिया है। अपने कपूरमंजरी” नाठक में 
उन्होंने अपनी पत्नी का परिचय यों दिया है-- 
“चाहुआशकुलमै।लिमालिमा राज्जसेहरइन्दगेहिणी | 
भत्तुगे किहमवन्तिसुन्दरी सा पउज्जइफमेजमिच्छइ ॥? 
राजशेखर अपने पुरखों का महाराष्ट्र-कुल्-चूड्रामणि लिखते हैं । 
उनके विवाह-संबंध से स्पष्ट है कि वे ज्ञत्रिय थे। बिलहरी के प्रशस्ति- 
लेखक कुछ कम दर्जे के कवि नहों थे; परंतु जब राजशेखर ने उनके 
प्र 'व का अनुमेदन कर दिया, तब ते वे फूले नहों समाए और उन्होंने 
अपने लेख में इस बात का समावेश कर दिया। इस प्रदेश में रबय॑ 
राजशेखर-कृत कोई प्रशरित उपत्ब्ध नहीं हुईं; परंतु उनके चेल्लों ही 
की कृति हम लोगों के विनोद के लिये बस है। हजार वर्ष पुरानी 
कविता का एक नमूना जल्ीजिए-- 
बाचामुज्ज्वलमापि नार्ति यदि मे तत्कीत्त्येमानेन्नते- 
रस्मादेव महीयस: शशभते वंशांव्स सम्पत्स्‍्यते। 
यद्वा पश्य निसग्गंकालिमभुवेप्याशेभदानच्छदा: 
क्षीरोदन्‍्वति किन्न संगतिश्रृतस्तत्छायतां बिश्नति ॥ 


छू मध्य प्रदेश का इतिहास 


अ्रर्थात्‌ “यद्यपि मेरे उज्ल् वाणी नहीं है, तथापि इसमें संदेश 
नहीं कि उसकी चमक इस चंद्रबंश से आ जाथगी, जिसकी मैं प्रशस्ति 
लिखता हूँ । क्‍या नेसगिक कालिमा की जगह भी दिग्गजों के मद 
की धाराओं से मिलते ही समुद्र की फेन के समान चमकने नहीं लगती 
है ?” यह प्रशस्ति रानी नाहलादेवी ने अपने बनवाए हुए शिवमंदिर 
में लगवाई थी । एक दूसरी रानी अल्हणदेवी ने सन्‌ १११५ ईंसवी में 
मेड़ाघाट में दान किया था और एक प्रशस्ति लिखवाई थी। उसके 
रचयिता थे पं० शशिधर। आप काव्य में अद्भुत निपुण और तकंशाख 
के विशेष विद्वान थे। आपने अपने संबंधियों का भी कुछ जिक्र कर 
दिया है---आपके भाई का नाम प्रथ्वीधर था, जे! समस्त गंभीर शाखा- 
गेवपारगामी थे। इनकी कान कहे, इनके शिष्यगणों ने दिग्विजय कर 
डाला था। आपके पिता का नाम घरणीधर था, जिन्होंने अपने नाम, 
गरिसा, यश श्रौर श्री से 'घरणीधरः शब्द को साथेक कर दियाथा। 
आझाप कोमल कांति-स्नेह के भार से भरे हुए दीघ मनोज्ञ दशा से पृ 
माने तजिश्वुवन के दीपक थे। प्रेमपूणें कवि-द्वारा अपने पिता की यह 
प्रशंला ज्ंतव्य है। शशिधर जबलपुरी पंडित मालूम दोते हैं। तब 
ते ये अवश्य त्रिपुरों अर्थात्‌ तेवर में रहते रहे होंगे; नहीं ते ये अपने 
पुरखों का मूल स्थान बिना बताए न रहते । 

शशिधर की कविता शशि-स्री सुहावनी और गृढ़ थी। आप 
ताकिक थे ही, इसलिये आपकी कविता का अनेक तकंनाओों से भरी 
हुई द्वाना कोई अचरज़ की बांत नहीं। शशिघरजी ने भेड़ाघाट-प्रशस्ति 
में, आरंभ में, शशिशेखर की वंदना श्लोकों में की है। पहले श्लोक में 
शशिधघर रूप में महादेवंजी का आशीर्वाद दिलाया गया है, दूसरे में 
गंगाघर रूप से, तीसरे में अष्टांग से और चौथे में नीलकंठ रूप से। 
नमूने के लिये हम यहाँ पर दूसरा मोर चौथा श्लोक उद्घृत करते हैं । 

दूसरा श्लोक यों हैं... 

कि माला: कुमुदरय कि शशिकला कि धम्म्येकर्माकुरा: 
किंवा कंचुकिकंचुका: किमथवा भूत्युद्रमा भान्त्यमी । 


ग्रष्टम अध्याय भु 


इ (? ) न्‍्माकि वितक्किता: शिवशिर:संचारिनाकापगा 
रिप्ड्नल्गुतरड्रभड्डिततयः पुण्यप्रभा: पान्तु वः ॥ 
वे पुण्य के फुहारे, वे शिव के सिर में आाकाश-गंगा की डेढ़ी- 
मेढ़ी बहती व कूदती वरंगें तुम्हारी रक्षा करें जिनको देखकर रवर्गं के 
देव-गंधर्व मन में तकना करते हैं कि ये कमल की मालाएं ते। नहीं हैं 
- अथवा थे चंद्र की कल्नाएँ, पुण्य कर्म के अंकुर, साँप की केचुल या 
इश्व॒रीय प्रभा का आविर्भाव हैं । 
चौथा श्लोक अनुष्टुप्‌ है-- 
शक्तिहेतिपरप्रीतिहेतुश्च॑द्रकच चित: । 
ताण्डवाडम्बर: कुर्य्यान्नीलकण्ठ: प्रियाणि ( १ )॥ 
वह मीलकंठ, जो बरछी-भालाधारियों को आनंद से भर देता है 
ग्रर बालचंद्र से चचित हो तांडव-नृत्य में मन्न रहता है, तुमका जो प्रिय 
होथे से देवे । 
यह श्लोक श्लेषात्मक है और नाचते हुए मार को भी लग 
सकता है। मोर भी नीलकंठ कहलाता है, वह शशिधर अर्थात्‌ कार्त्ति- 
केय के आनंद का हेतु है और उसकी पूछ चंद्रक-चचित रहती है 
अर्थात्‌ उसमें चंद्रमा के समान काले चिह रहते हैं| 
बस, इतने ही नमूनों से प्रकट हो जायगा कि कलचुरि-काल के 
विद्वान किस श्रेणी के थे। कल॑चुरिये विद्वानों के आश्रयदाता थे और 
यथेचित उत्तेजना देकर उनका उत्साह बढ़ाया करते थे। गोलकी मठ 
की व्यवस्था ही से ज्ञात हो जायगा कि उस समय सभ्य समाज का 
ध्यान किन किन बातों पर विशेष रूप से था | 





अष्टम अध्याय 
रत्पुर के हेहय 


पीछे कह आए हैं कि त्रिपुरी की एक शाखा छत्तीसगढ़ में जा 
बसी । बिलासपुर जिले में प्राय: गोल्ाकार एक पर्व॑तश्रेणी है जिसके 


छ्प मध्य प्रदेश का इतिहास 


भीतर लगभग तीस गाँव बसे हैं। भुरूय ग्राम तुमान है जिसके कारण 
पर्वत से घिरे हुए समूचे स्थल का नाम तुमान-खेल रख लिया गया 
है। शिलालेखों में इस ग्राम या पुर का नाम 
तुम्माण लिखा हुआ पाया जाता है। त्रिपुरी के 
एक मंडलेश्वर ने जब से इसे अपना निवासस्थान बनाया तभ्री से 
इसकी ख्याति हुई। यह मंडल्लेश्वर त्रिपुरी के राजा कोकल्लदेव के १८ 
पुत्रों में से था। इस कोकट्ल का समय ८७५ ३० स्थिर कियो गया 
है। कोई सवा से। वष तक कोकल्ल के बनाए हुए संडल्लेश्वर का बंश 
तुम्माण में चलता रहा । उसके पश्चातू जान पड़ता है कि वह निमूंल 
दे! गया ओर किसी दूसरे ने उस पर अधिकार कर लिया। तब त्रिपुरी 
के राजा का एक और लड़का कलिंगराज नामक भेजा गया जिसने 
केवल उस संडल ही की ठीक व्यवस्था नहीं की, बरन 'दक्षिणकोशल्ञों 
जनपदो बाहुद्वयेन अ्जित:? अपने बाहुबल से दक्षिण कोशल का जनपद 
जीत लिया । “राजधानी स तुम्माण: पूर्वजे: कृत इत्यत:। तद्रस्थो५- 
रिक्षयं कुव्वेन्‌ वर्धधासास स श्रियम्‌ ।” तुम्माण में जाकर उसने अपने 
शत्रुओं का क्षय करके अपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवासस्थान 
बनाया और उसके वैभव की बृद्धि की। तत्रस्थ भरिः कान थे, इसका 
उत्लेख किसी भो शिलालेख में नहीं पाया जाता। संभव है कि ये कवर 
जाति के स्थानीय जमींदार रहे हो जिन्होंने मौका पाकर अपना सिलसिला 
जमा लिया हो। दंतकथा के अनुसार इस ओर के जंगलों में घुर्घुस 
नामक कोई सरदार रहता था जिसने राजपूतों से दस वर्ष तक लड़ाई 
ली। कदाचितू यही या उसका कोई पुर्वज रहा हा। जिसने तुम्माण पर 
अपना अधिकार जमाया हो और जिसका कलिंगराज ने निकाल बाहर 
किया हो । कलिंगराज को जनपद! प्राप्त करने की प्रतिष्ठा दी गई है। 
इससे जान पड़ता है कि उसकी किसी ज॑गली ही से मुठभेड़ हुईं जिसमें 
बह विजयी हुआ । अगल्ते राजाओं के चरित्नों से जान पड़ेगा कि 
कलिंगराज ने समस्त दक्षिण कोशल् के जनपद को नहीं जीत डाज्ञा था, 
केक्ल दक्षिण काशल के एक जनपद का अजेत्त किया था झऔर तुसान- 


ठुम्माणु 


अष्टस अध्याय श्र 


खेल अब भी “जनपद” है। कलिंगराज प्रथम काकल्ल की सातवीं 
पीढ़ी में पैदा हुआ था श्र तत्कालीन त्रिपुरी के राजा की सेना में, 
तुम्माण जाने के पहले, अधिकारी था। इससे स्पष्ट है कि वह असा- 
घारण योद्धा रहा होगा । उसको जंगली शन्रुओं को भगाने में कोई 
विशेष कठिनाई न पड़ी होगी । जब उसने एक बार शत्रुओं के परा- 
जित कर दिया तब वह शांतिपू्वेंक्त अपनी राजधानी की वृद्धि करने ज्ञगा | 
उसके पश्चात्‌ उसका छड़का कमलराज तुम्माण की गद्दी पर बैठा | 
इसके विषय में काई विशेषता लिखी हुई नहीं पाई जाती । परंतु इसका 
पुन्न रट्नराज या रत्नेश हुआ । उसने तुम्माण में अनेक आम्रवन, पुष्पोद्यान 
श्रादि लगवाकर और बंकेशादि अनेक देवताओं के मंदिर बनवाकर उसकी 
विशेष आभा बढ़ाई । परंतु इतने ही से उसे संतोष नहीं हुआ | उसने 
वहाँ से ४७४ मील चलकर एक नवीन राजधानी स्थापित की जिसका 
नास उसने रत्नपुर रखा। इस नवीन नगर में तुम्माण से कहीं बढ़- 
कर नानावणे-विचित्न रत्नखचित नानादेव-कुलभूषित शिव-मंदिर बन- 
बाए जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल गई। उसको कुबेरपुर की 
उपमा दी जाने लगी और उसका महन्‍्ब इतना बढ़ गया कि वह चतुयु गी 
पुरी कहलाने लगी। स्थानीय लोगों का पूरा विश्वास है कि रत्नपुर चारों 
युगों में विद्यमान था। सत्ययुग में उसका नाम मणिपुर था, ज्रेता में 
माणिकपुर द्वापर में हीरापुर म्लार कलियुग में वह रत्नपुर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। महाभारत की एक कथा का स्थान भी यहों बताया जाता 
है जहाँ राजा मयूरध्वज राज्य करता था। उस राजा की प्रगाढ़ भक्ति की 
परीक्षा भी इसी स्थान में की गई बताई जाती है। ओर उसकी पृष्टि 
में घुड़बंघा श्रार ऋष्णाजुनी ( कन्हारज्ुनी ) तालाबों का प्रमाण दिया 
जाता है। कहते हैं, घुड़बँधा तालाब वह स्थान है जहाँ युधिष्ठिर का 
अग्रमेघध यज्ञ के लिये छोड़ा हुआ घोड़ा मयूरध्वज्ञ के पुत्र द्वारा, उसके 
रक्षक अर्जुन का हराकर, बाँधा गया था श्लोर दूसरे तालाब का नाम 
कृष्ण कौर अजुन के ब्राह्मण बनकर मयूरध्वज की भक्ति-परीक्षा के लिये 
उनके रत्नपुर में आगमन का स्मारक बतलाया जाता है। कहते हैं, 


हे 


५० सथ्य प्रदेश का इतिहास 


र्नपुर में १,७०० तालाब थे। अब भी प्राय: ३०० विद्यमान हैं। इनमें 
से कुछ ताल्लाब घोड़ोंःके नहत्ाने-घुल्लाने के काम में आते रहे होंगे । जिस 
तालाब के पास राजा के घोड़े बाँधे जाते रहे होंगे, उसका घुड़बँधा 
तालाब नाम पड़ जाना कोई विस्मय की बात नहीं है। इसी प्रकार 
पैराणिक नाम रखा देने से कोई तालाब, उसके नाम-संबंधी कथा का 
समसामयिक नहीं हो सकता। अनेक स्थत्ञों में सैकड़ों रामसागर, 
सीताकुंड, लक्मनसागर से दे! से।ी बरस के बने हुए मिलेंगे परंतु 
वे राम, सीता श्र लक्ष्मण के उन स्थानों में विचरण करने के स्मारक नहीं 
समझे जा सकते । किंतु रनपुर की इस महिमा से इतना ते! अवश्य 
सिद्ध होता है कि महाकाशल में रत्नराज के जमाने में और 
कदाचित्‌ उसके पश्चात्‌ कई पीढ़ियें तक रत्नपुर की समता का दूसरा 
शहर नहीं रहा । तिस पर भी रत्नेश ने तुम्माण का तिलांजलि 
नहीं दे दी। उसने ही नहों वरन्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने 
पुरखों की राजधानी से अपना संबंध स्थिर रखा श्रौर जब उसे 
छोड़ भी दिया तब भी वे अपने लेखों में तुम्माय को प्रधानता देते ही 
रहे। तुम्मायथ का मास वार शिक्षालेखों में मिलता है; रत्नपुर का 
केवल दो लेखों सें पाया जाता है। से भी इनमें से एक में दे'नों के 
नाम लिखे हैं । 

रत्नराज़ ने कोसे के मंडलेश्वर वज्जूक की पुत्री नोनल्ला के 
साथ विवाह किया। उनका पुत्र प्रथ्वीदेव हुआ । उसने एक प्ृथ्वीदेवेश्वर 
नामक मंदिर तुम्माण में बनवाया भौर रत्नपुर सें 
एक तालाब खुंदबाया। उसके समय में भी 
कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई। परंतु जान पड़ता है कि राज्य का 
विस्तार घेड़ा-बहुत बढ़ता गया। विशेष जलजज्ञा प्रथ्वीदेव के पुत्र 
प्रथम जाजरुतदेव के समय में हुपआ। उसने आदि-घराना त्रिपुरी से 
संबंध ते नहों तोड़ा परंतु वास्तव में बह स्वतंत्र हो गया श्रेर कान्यकुब्ज 
तथा जमोती (बु'देखखंड ) के राजाओं से मिन्नता कर उसने अपना सान 
बढ़ा लिया ( कान्यक्ुब्जमहीपेन जेजाभुक्तिकभूभुना। शूर इति प्रता- 


रत्नपुर के राजा 


अष्टस अध्याय 4 


पित्वादहिंतों मिन्नवत्श्रिया )। उस समय ये दोनों राजा बड़े प्रतापी 
थे। उनसे मित्रभाव का व्यवहार रखना कुछ ऐसी-बैसी बात नहीं 
थी। पपनी राजधानी के दक्षिण की ओर का प्राय: समस्त इलाका, 
जा महाकाशल के भीतर पड़ता था और जे। उसके परे भी था उसको 
भी उसने जीतकर अपने अधीन कर लिया ओर पश्चिम की ओर बाला- 
घाठ और चाँदा तक अपना देर-दोरा जमा लिया। इस प्रकार वह 
गंजाम जिले की आंध्र खिमिड़ो, चाँदा जिल्ले के बैरागढ़, बालाघाट की 
लॉजी और भंडारा, तत्नहारी, दंडकपुर, नंदावल्ली, कुक्कुट इत्यादि के 
मंडलेश्वरों से कर लेने लगा। जाजस्लदेव ने महाकाीशल के अनेक 
भागों को ज़गपालदेव की सहायता से अपने झधीन कर लिया। यह 
जगपाल, मिरजापुर के दक्षिण में, बड़हर का रहनेवाला था और जाति 
का राजमाल था। उसके पूवेजों ने भट्टविल्ञ ( बधेलखंड का भाग ), 
डॉडार ( सरगुजा ) और कोमेमंडल ( पेंडरा जम्मोंदारी ) का सर 
कर लिया था। जगपाल्न ने राठ, तेरम और तमवाल के, जे! रायगढ़ के 
उत्तर में थे, जीव लिया। उसके डर के मारे मयूरभंज के लोग और 
साँवता जंगलों में जा छिपे । जगपाल ने दुरुण, सिहावा, कांकेर और 
बिंद्रानवागढ़ के दक्षिण में कांदाडोंगर तक हैहयों के अधीन कर दिया 
ओ,्रौर बस्तर के राजा को भी हरा दिया। यह वीर एक नहों, तीन 
राजाओं के काल में हैक्य-राज़्य की वृद्धि करता गया, जिससे हैहयों 
का आतंक चारों ओर बैठ गया और उत्तर-दक्षिण अमरकंटक से गोदा- 
बरी तक तथा पश्चिम-पूर्व बरार से उड़ीसा तक उनकी दुह्ाई फिरने 
लगी | यह सब कारये काई ४० वष के भीतर ही पूरा कर लिया गया। 

इस काल में जे तीन राजा हो गए वे थे--प्रथम जाजर्लदेव, 
उसका पुत्र द्वितीय रत्नदेव और पोता द्वितीय प्ृथ्वीदेव । द्वितीय रत्नदेव 
कलिंगदेश के राजा चाड गंग का पराजित किया। इस प्रकार उसने 
'ज्रिकलिंगाधिपतिः कद्दक्वाने की नींब ते जमा ली, परंतु मूल घराना 
त्रिपुरी के विरुद का नहीं अपनाया। यह पद॒वी उस घधराने में सन्‌ 
११७७ हसबी तक स्थिर रही आई, यद्यपि मूल गद्दी उस समय इतनी 


अष्टस अध्याय पू३ 


लच्मणसहाय शासनकाज्ञ ऋृगमभग_ १५८३ ईसवी 
शंफकरसहाय' का की १ 
कुमुद या मुकुंदसहाय दे १६०६ ५ 
त्रिभुवनसहाय की न १६१७ ,, 
अदितिसहाय हु हु १६४५ ,, 
रणजीतस हाय मर श १६४७८ ,, 
तखतसिंह १) ग् १६८१५ १5 
राजसिंहदेव मा है १६४४, 
सरदारसंह रे है १७२० ,, 
रघुनाथसिंह हे श्छश२ ,, 


ट। 

जिस प्रकार प्रबंध के लिये तज़िपुरी की एक शाखा तुम्माण में 
बैठाई गई थी उसी प्रकार तुम्माण की शाखा प्रौढ़ होने पर उसकी एक डाल 
खलारी में जमाई गई | रायपुर जिले में खलारी 
एक प्राचीन गाँव है। वहाँ और अन्यत्न शिज्ा- 
लेख मिले हैं जिनसे प्रकद द्वोाता है कि चेदहवीं शताब्दी के भध्य में 
रतनपुर के राजा का नातेदार लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि-स्वरूप खलारी भेजा 
गया। उसका लड़का सिंहण हुआ जिसने शत्रु के१८ गढ़ जीत लिए । 
जान पड़ता है कि सिंहण रतनपुर के राजा से बिगड़कर स्वतंत्र हो गया 
था। उसने अपनी राजधानी रायपुर में स्थापित की । उसका लड़का 
रामचंद्र और उसका ब्रह्मदेव हुआ | खलत्तारी और रायपुर के शिक्षालेख 
ब्रह्मदेव के समय के हैं। उनकी तिथि १४०२ व १४१४ इसवो है। परंतु 
रायपुरी शाखा की जे। नासावल्ली पाई जाती है उसमें न त्रह्मदेव का नाम 
मिलता है, न उसके प्रखों का और न रतनपुरी-सूची ही में लक्ष्मीदेव का 
नाम पाया जाता है। तथापि उन दोनें सूचियों में जे! पिछल्ली दो-चार 
पीढ़ियों के नाम हैं वे ऐतिहासिक हैं श्रेर मुसल्लमानी तवारीखों में भी 
पाए जाते हैं। इसलिये जब तक अधिकतर प्रामाणिक नामावलियाँ 
प्राप्त न हों तब तक वर्तमान वंशावल्ली का संशोधन नहों किया ज्ञा 
सकता । रायपुर की वंशावल्लों केशवदेव से आरंभ दोती है जिसका 


रायपुरी शाखा 


धछ मध्य प्रदेश का इतिहास 


समय १७१० ईसवी लिखा पाया जाता है परंतु १००२ और १४१४ के 
बीच में अद्यदेव का राज्य धा। यदि केशवदेव का समय १७२० मान 
लिया जाय तो अल्लबत्ता काई बाधा नहीं आती। वह सूची इस 
प्रकार है-- 


केशवदास शासनकाल लगभग १४२० ईसवी 
भुवनेश्वरदेव 7) 9. रेप + 
मानसिं हदेव गे |. १४६७३ ,, 
संतेषसिंहदेव हे ५». छिप ,, 
सूरतसिंहदेव हि ». रद ,, 
५: पर ३ हे 5» रैंप , 
चाम॑डासिंहदेव भ 9. रैरैरेप ,, 
वंशीसिंहदेव बा ४७ १४६३ ,, 
धनसिंहदेव का 3. रैशैफरे ,, 
जैतसिंहदेव हे 9. ९६०३ ,, 
फलेसिहदेव 7) ग्र) १६१४ ११ 
यादवदेव हे ४ रएरे३े ,, 
सामदत्तदेव कु ४. ६४० ,) 
बल्देवसिंहदेव न 3. ६९३ ,, 
'उमेदसिहदेव 5 ७9. फिफ 
बनवीरसिं हृदेव हे 39. रैफण०र , 
अमरसि हदेव मर १७७१ ,, 


अमरसिहदेव कलचुरियों का अंतिम राजा था जिसको भेसलों 
ने निकाल बाहर किया। यही हाल उन्होंने रतनपुर की गद्दी के राजा 
रघुनाथसिंह का किया । अमरसिंह का दिया हुआ ताम्रपत्र आरंग के 
एक लोधी के पास है जिसमें संबत्‌ १७८२ अर्थात्‌ सन्‌ १७३४ ई० की 
तिथि अंकित है। मराठों ने सन्‌ १७४० ई० में रतनपुर पर चढ़ाई की भै।र 
रघुताथसिंह से राज्य छीन लिया। उस्री साल रघुनाथसिंह मर गया। 
तब सम्‌ १७४५ में उसी बंश के साहनसिंह का उन्होंने गद्दी पर बिठा 


अश्से अध्याय प्प्‌ 


दिया, पश्चातू १७१८ में उसे निकाल दिया। अमरसिंह से मरहतठे 
पहले नहीं बोले परंतु सन्‌ १७५० में उसे थाड़ी सी जागीर देकर धीरे 
से अलग कर दिया। सन्‌ १७४३ में बह मर गया तब उसके लड़के 
शिवराजसिंह से जागीर छीन ली गई परंतु जब सन्‌ १७४७ में भोंसलों 
ने हेहय-राज्य का शासन पूरा अपने हाथ में कर लिया तब ५ गाँव शिव- 
राजसिंह की परवरिश के लिये गा दिए गए। इस प्रकार जड़ सूग्दी शाखा 
पुन: सूखे पत्ते अंत। डेढ़ सहस््राब्दिक तरुहिं बिश्म न छग्यो ऋड़ंत । 

जब तक आदि-गद्दी त्रिपुरी का जार बना रहा तब तक शासन- 
पद्धति स्वभावत: उसी प्रक्नार की चलती रही जैसी कि जिपुरी में चलती 
थो; परंतु जब रतनपुर की शास्त्रा स्वतंत्र है। गई तब 
पद्धति में भी कुछ अदत्त-बदल् अवश्य हुआ होगा । 
लेकिन इसका पता छत्तोसगढ़ में मिलते हुए लेखों से 
नहीं क्षणता । पहले पहल रतनपुरी राजाओं की मुठभेड़ मुसलमानों से 
बाहरसहाय के समय में हुईं। जान पड़ता है कि पठानों के उपद्रब के 
कारण बाहरसहाय कोसगई के दुर्गम किले में रहने लगा था और रतन- 
पुर में किसी गे।विंद नामक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना दिया था | 
छड़ाई का स्मारक कासगई ही में मिज्ञा था। उसमें लिखा है कि 
यवन सेना बाहरेंद्र से हार गई। पहली लड़ाइयों में जे कुछ हुभ्ा 
हो, अत सें भुसल्लमानी दबदबा स्थिर हे! गया और बाहरसहाय का 
लड़का कल्याणसहाय दिल्ली जाकर शाही दरबार में बहुत दिनों तक 
रह आया। इस्री राजा के जमाने की जमाबंदी की एक किताब मिली 
थी जे। प्राय: ६० वर्ष पूर्व बिज्ञासपुर के ब'देबस्त के अफसर का दिख- 
लाई गई थी । अब उसका पता नहीं है, परंतु उसमें कई बाते' ऐसी 
थीं जिनसे हैहयवंशी राज्य-प्रब॑ंध का पता लगता था। यथा, उसमें 
लिखा था कि रतनपुर श्र रायपुर दोनों इलाकों में कुल मिलाकर ४८ 
गढ़ थे जिनसे साढ़े छ: लाख रुपये साल्लाना आमदनी थी। उसमें 
हैहयों के करद रजवाड़ें के नाम लिखे थे शऔर सेना का ब्यारा 
आगे लिखे अनुसार था--- 


रतनपुरी राजाओं 
की शासन-पद्धति 


५६ मध्य प्रदेश का इतिहास 


खड्गधारी २,००० 
कटारबारी ५,००० 
ब दूकधारी ३,६०० 
घनुषधारी २,६०० 
घुड़सवार १ ४299 
कुछ १७,२०० 
इसके सिवा ११६ हाथी भी थे ।. इतनी सेना से कुल राज्य 
का प्रबंध बराबर हो जाता था । जब अधिक बल की आवश्यकता होती 
तब इसकी पूर्ति जागीरदारों द्वारा की जाती थी। यही इस राज्य का 
कमजोर पाया था। जब तक जागीरदार या करद राज्यों पर पूरा 
आतंक बना रहा तब तक ते कुछ गड़बड़ नहीं हुई, परंतु ज्योंही रक्षित 
राज्यों या जागीरदारों में से किसी ने अपनी सत्ता कुछ हृढ़ रूप से जमा 
ली त्योंही मामला हीथ के बाहर निकल्न गया और राजा शक्तिहीन हो 
गया। अंतिम राजा ते इतने बलहीन श्र आलसी हा। गए थे कि 
शन्नु के आते ही उन्होंने सिर नवा दिया और १,५०० वर्ष के स्थायी वंश 
के यश का मिट्टी में सिल्ञा दिया। एक अँगरेज भ्रफसर ने अतिम राजा 
रघुनाथसिंह के कापुशुषत्व का हाल सुनकर अपनी बंदेबस्त की रिपोट 
में यह राय दज कर दी है कि हैहय समान नामी नरेखश्वरों के अंतिम 
वंशज का हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में मर जाना श्रेय था न कि 
बिल्ली के समान दबकर प्राण की रक्षा करना । यद्यपि रघुनाथसिंह बूढ़ा 
झोौर बलहीन हो गया था तिस पर भी उसको वंशोचित ओर क्षत्रियो- 
चित काये से मुह नहीं मेड़ना था। उसने निष्कलंक वंश में उत्पन्न 
होकर अपने मुख पर सदेव के लिये कालिमा! लगा ली | 


ँ्याविरनिधाकिनाशाअरिफाशकर»मधक+ करनाल भार 





नसवमस खसच्याय 
महाकेाशल के छोटे-पेटे राजा 
रतनपुरी कलचुरि शाखा का इतिहास लिखते समय कई छोटे- 
मोटे राजाओं का जिक्र आया है जिनका जीतकर उन्होंने अपने अधीन 


नवस अध्याय प७ 


कर लिया था। इनमें से कई प्रतापी घराने थे श्लौर किसी किसी का 
राज्य तो अभी तक स्थिर हे। इसलिये यहाँ पर उनका कुछ वर्णन कर 
देना योग्य जान पड़ता है। जाजल्लदेव के सन्‌ १११४ ईसवी के 
शिलालेख में बहुत से देशों के नाम लिखे हैं जहाँ के नृपति उसका 
स्वामित्व स्वीकार कर डसको कर देने लगे थे। खेद का विषय है कि 
यह शिलालेख खंडित हा गया है इसलिये पूरी नामावली, जैसी कि मूल 
में रही होगी, प्राप्य नहों .है तथापि नव देशों के नाम साफ पढ़े जाते 
हैं। आदि में एक ही नाम गुम हा गया मालूम पड़ता है जो श्लोक 
के अनुक्रम से जान पड़ता है दो दीधे अक्षरों का रहा हाोगा। इसलिये 
निम्न उद्धरण में भ्रनुमान से गुमनाम की जगह “ल्ाढ़ा” भर दिया गया 
है। श्लोक यों है--- 

[ ल्लाढ़ा दक्षि ] ण के!शल्लांघ्रखिसमिड़ी वेरागरम्‌ लाज्जिका, 

भाणारस्तल्नहारि दण्डकपुरम्‌ नन्दावत्ती कुक्कुट:। 

यस्येशां हि. महीपमण्डलभृता मैत्रेन केचिन्सुदे 

न्यन्वब्द क्लिप्तम ददु: ।। 

इस श्त्ोक के आदि ही में ज्ञाढा कलिपित नाम के रख देने का 
कारण यह है कि रतनपुर से कोई बीस मील आग्नैय का काटगढ़ नामक 
किला है उसमें एक शित्ालेख रत्नदेव द्वितीय के समय का मिला है । 
उसमें लिखा है कि वहाँ पर एक वेश्य राजा देवराज नामक था जो रल्न- 
देव के पूवेजों का मंडलेश्वर था। उसका पाता हरिगण कलचुरियों 
का परम हितैषी श्र सहायक था। उसके लड़के वल्लभराज ने लद॒हा 
कौर गाड़ देश पर धावा किया और सप्ताश्व ( सूर्य ) के पुत्र रेबंत का 
मंदिर बनवाया, वल्लभसागर नामक तालाब खुदबाया और एक भारी 
वाह्याली भ्र्थात्‌ घुड़सलार बनवाई |. डाक्टर देवदत्त भांडारकर ने अनु- 
मान किया है कि यह छ्द॒हा या लहदा देश दक्खिन में है जिसका 
जिक्र बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में अस्मक और कुलूत के साथ किया 
है, परंतु हरिगण सरीखे छोटे से मंडलेश्वर का, जे एक घुड़सार बनवाने 
में श्रपनी प्रतिष्ठा समझता था, इतने दूर दक्षिणस्थ लद्ददा पर घावा करना 


प८ मध्य प्रदेश का इतिहास 


असंभव सा प्रतीत होता है। लेखक के मत के अनुसार लद॒हा या 
लड़॒हा, लाड़ा या लाढ़ा का अपभ्र'श है जिसका वर्तमान रूप लड़िया 
या लरिया हो गया है। छत्तीसगढ़ में जहाँ डड़िया और हिंदी बेलियों 
का मिल्लाप होता है वहाँ पर बड़िया बोलीवाले देश का उड़िया और 
हिंदी बेोलीवाले देश का लड़िया कहते हैं। यह स्थल कोटगढ़ से 
बहुत दूर नहों है। उसी के परे बंगाल देश लगा हुआ है, जिसे पहले 
गाड़ कहते थे। इससे जान पड़ता है कि वदल्लभराज ने कोटगढ़ के 
पूथे की ओर धावा किया और लाड़ा या लरिया वर्तमान रायगढ़ रज- 
बाड़े को जीत लिया । राजिस के सन्‌ ११४४ के लेख में वर्णन है कि 
जगपाक्नदेव ने रायगढ़ के उत्तरस्थ राठ, तमनाल व तेरम को जीतकर 
हैहय राज्य में मिला लिया, परंतु रायगढ़ के दक्षिणयों भाग का जिक्र 
कहों नहीं पाया जाता । कारण स्पष्ट है। जब उस भाग को हरिगण ने 
जीतकर हैहय राज्य में शामिल करवा दिया था तब जगपालदेव उसको 
अपने वंश की ऋतियों में केसे शामिल कर सकता था ९ जाम तो ऐसा 
पड़ता है कि लाड़ा या लद॒हा तेरस, तमनाल आदि जीते जाने के 
पहले ही हैहयाधीन हे। चुका था इसलिये उसका नाम जाजरुलदेब के 
करद राज्यों में शामित्ष रहना असंगत नहीं है। 

दूसरा करद राज्य दक्षिण काशल लिखा है, जिससे ज्ञात होता 
है कि बारहवीं शताब्दी में यह नाम एक संकुचित मंडल का दयोतक था। 
आस तौर से दक्षिण कोशल नाम सारे छत्तीसगढ़ को लागू था परंतु 
डसके मध्य में कोई खास इलाका रहा होगा जो इस नास से प्ररु्यात 
था भर जहाँ का राजा हैहयाधीन हा गया था। इसमें काई अ्चरजञ 
की बात नहीं समकनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान नामावली में भी इसी 
प्रकार के एक के अनेक भ्रथ प्रसंगानुसार होते हैं, यथा नागपुर जिला 
कहने से इन दिनों एक करीब चार हजार वर्ग मील के कोत्र का बाघ 
होता है जे नागपुर डिवीजन का प्राय: छठाँ अंश है। दक्षिण काशतल 
फा विशेष संडल दक्षिण काशल देश का इसी प्रकार एक छोटा हिस्सा 
रहा होगा। अनुमान से ज्ञान पड़ता है कि यह भाग रायपुर जिले के 


मवम अध्याय पट 
मध्य में रहा होगा क्योंकि उसके आसपास के भागों के प्राचीन नाम 
मिल्षते हैं, उसी भाग का काई विशेष नाम नहीं पाया जाता | 
तीसरा मंडल्ल आंध्र खिमिड़ी है। कोई कोई इसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कर आंध्र अलग और खिमिड़ी अलग गिनते हैं। शब्द के देनों अथे यानी 
प्रध्रदेशर्थ खिसिड़ी या आंध्र श्रौर खिमिड़ो साथेक हैं; परंतु एक बात 
यह है कि त्रिपुरी के राजा यश:कशणोदेव ने आंध्र देश के राजा का जीत- 
कर अपने अधीन कर लिया था। रतनपुरी राजाओं ने त्रिपुरी से विरोध 
नहीं किया फिर त्रिपुरी का करद राज वे अपने रजवाड़ों में केसे 
शामिल्न कर सकते थे ? इसी से जान पड़ता है कि यहाँ पर आंध्र 
खिमिड़ी का अथे श्रांध्र देशस्थ खिमिड़ो है, न कि श्रांध्र श्रेर खिमिड़ी | 
खिमिड़ी ( वर्तमान नाम किमिड़ो ) गोदावरी के उस पार गंजाम जिले 
में बड़ी भारी जमोंदारी है। यहाँ के जमींदार उड़ीसा के राजाओं के 
वंशन्न बतलाए जाते हैं। पहल्ले वे यहाँ के राजी थे। . पूंरी किमिड़ी 
का क्षेत्रफल ३३०० बग मील से भ्रधिक है परंतु कोई २७०० वर्गमील 
में बड़ा सघन जंगल लगा है। अब किमिड़ो के तीन विभाग हो गए 
हैं जे परला, पेद्या और चिन्ना किमिड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
चौथा मंडल बैरागरम्‌ वर्तमान वैरागढ़ है) यह चाँदा जिले में 
विद्यमान है। इसका दूसरा प्राचीन नाम वज्जाकर था, क्योंकि वहाँ 
पर वज् अर्थात्‌ हीरे की खानें थों। इससे यह न समझ लेना चाहिए 
कि वैरागरस्‌ प्राचीन नाम नहीं है। उसका नाम इसी रूप में तामिल 
काव्य शिक्षप्पदिगारम में मिलता है। यह काव्य सब्‌ १९० और 
१७० ६० के मध्य में लिखा गया था। वज्ञाकर के रूप में इसका जिक्र 
नागबंशी राजा सोमेश्वर के शिलालेख में आता है। उसमें रतनपुर 
का भी जिक्र है। जाजब्वदेव के लेख में सेमेश्वर के पछाड़ने का भी 
उल्लेख है। सेफेश्वर के छेख से विदित होता है कि सहाकाशलत में 
छः लाख छियानबे गाँव थे जे उसने छीन लिए थे, परंतु जाजल्लदेव ने 
इस बेहूदगी का फल उसे चखा दिया। वह रण में सेमेश्वर की असंख्य 
सेना का यम-सदन पहुँचाकर स्वयं उसको बाँध लाया। सोसेश्वर का 


६० मध्य प्रदेशं का इतिहास 


लेख बहुत ही संक्षिप्त अवह्था में है, नहों तो उससे बहुत कुछ 
ऐतिहासिक पता ल्गता। वतमान दशा में भी उसमें लॉँजी, 
रतनपुर, लेम्णा, वेंगी, भद्रपत्तन, बच्चन और उड़ के नरेशों का जिक्र 
मिलता है। इनमें से कोई कोई जाजल्ल के करद मंडलेश्वर थे, जैसा 
कि क्रमश: ज्ञात होता जायगा | 

लीजिए, पाँचवाँ मंडलेश्वर ही जाजल्लीय लेखानु तार ल्लाज्जिका 
या लॉजी का अधिपति था जैसा ऊपर अभी वर्णन कर आए हैं । 
लॉजी का नाम से|मेश्वर के लेख में भी मिलता है। लाॉँजी बाला- 
घाट जिले में है। बह प्राचीन काल में उस जिले या इल्लाके की राज- 
घानी थी । श्रव भी वहाँ पर अनेक प्राचीन खंड्हर श्र शिलालेख 
मै।जूद हैं। शिलालेख बहुत घिस जाने से पढ़े नहीं जाते । 

लाँजी से जगा हुआ भागणारा वर्तमान भंडारा है। वहाँ अल्लग 
मंडलेश्वर था जा जाजैल्ल का कर देता था । 

अब जाजन्न का प्रशस्तिकार पाठक को रायगढ़, रायपुर, गंजाम, 
चाँदा, बालाघाट और भंडारा की सेर कराकर रतनपुर के पाद-तल्ल में 
तलहारी का वापस लिए जाता है और पश्चात्‌ भूलभुलैयाँ में डाल 
देता है। वह कहती है कि दंडकपुर, नंदावली और कुक्‍्कुट मंडलों 
का भी अवलोकन कर आओ।ग पर अब पता ही नहों लगता कि ये स्थान 
थे कहाँ। छत्तीसगढ़ में फेज्ञा हुआ अरण्य पहले दंडक नाम से 
प्रसिद्ध था । जान पड़ता है कि इसके मध्य में कोई पुर बसा था 
जिसका नाम दंडकपुर था। पाठक इसकी खेज करें। प्रयत्न करने 
से कदाचित्‌ पता लग जाय | यही बात नंदावल्ली और क्ुक्‍्कुट की है। 
कुक्‍्कुट के पर्यायबाची मुर्गी ढाने! ते बहुत से हैं परंतु उनमें से कान सा 
प्राचीन मंडल्ेश्वर का पुर था, यह लेखक का झभी तक मालूस नहीं 
हुआ। इसका पता कदाचितृ छत्तोसगढ़-गौरब-प्रचारक मंडली द्वारा 
लग सके। हाँ, एक और स्थत्त का जिक्र सेमेश्वर के लेख में है जिसका 
अधथे लेम्शा वर्तमान लवण या लवन दे सकता है। यह रायपुर के 
पूर्वीय इंलाके का नाम है। असंग-वश यह भी बता देना उचित जान 


सबस ऋयाय ६१९१ 


पड़ता है कि सेमेश्वर के लेखबाले बेंगी, भद्रपत्तन और उड़ क्रमश: 
गोदावरी श्रौर कष्णा मध्यस्थ इलाका, भाँदक और उड़ीसा हैं। 

जगपालदेव के राजिमवाल्ते लेख का जिक्र पहले कई बार आ 
चुका है और जिन देशों के जीतने का उल्लेख उसमें है उनके नाम भी 
बतला दिए गए हैं। वहाँ के राजाओं का विशेष हाल प्राप्य नहीं है, 
क्योंकि राजाओं के नाम या उनके बंशों का पता उस लेख में दिया 
नहीं गया । जगपाक्त के पुरखों ने प्रथम भट्टवेल्ष और विहरा को सर 
किया। भट्टवित्, जे। भटघाड़ा भी कहलाता था, बधेशखंड का प्राचीन 
नाम कहा जाता है। उस जमाने में भट्टववित्ल की सीमा कहाँ तक थी, 
इसका कहीं पता नहीं लगता । निदान वह वतेमान पूरे बधेलखंड की 
सीमा नहीं रही होगी, क्योंकि बघेशखंड ही कलचुरियों का आदि- 
स्थान माना जाता है। कदाचित्‌ वहों से वे त्रिपुरी गएथे। वब से 
प्राचीन बधेलखंड में त्रिपुरी के कल्नचुरियों का अधिक्रार बहुत पहले ही से 
रहा हेगा। फिर जगपाल सरीखे मांडलिक उनकी केसे हरा सकते थे ? 

इससे यही सिद्ध होता है कि बघेलखंड के किसी कोने में भट्टवित् 
कोई छेटी रियासत थी जिसको जगपाल के पुरखों ने जीतकर रतनपुर 
के हैहयों के जिम्मे कर दिया। विहरा भी कदाचित्‌ उसी के लनिरूट 
कोई छे।टी सी रियासत रही होगी । 

जगपाल ने राठ, तेरम झोार तमनाल तीनों के नाम लिखे हैं । ये 
रायगढ़ के उत्तर में नजदीक नजदीक स्थान हैं जे। कदापि बड़े रजवाड़े 
कभी न रहे होंगे | संभव है कि इन भे छोटे छोटे स्वतंत्र जंगली राजा रहे 
हों। उन तीनों का जगपाज्ञ ने जीत लिया और अ्रपनी महिमा बढ़ाने 
के हेतु उन तीनों के नाम खुदवा दिए। मांडल्िकों में भी ते भेद होता 
है। कोई कोई हैदराबाद के बराबर इहतू मार कोई चुटकी में समाने 
योग्य छोटे 'सक्ती! के समान होते हैं, परंतु उनकी गणना ते पृथक्‌ 
प्रथक्‌ होती ही है । 

जगपाल के लेख से जान पड़ता है कि उसने सयूरभंज पर 
चढ़ाई ते नहीं की, परंतु वहाँ के मायूरिक ल्लाग उसके भ्रार्तंक से जंगंत्नों 


६२ मध्य प्रदेश का इतिहास 


में छिप गए। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के जंगली भाग में रहने- 
बाते साँवता लोग पहाड़ों का भाग गए । जगपातल तल्लहारी को 
द्विवीय रत्नदेव के समय में जीतने का दावा करता है; परंतु यह मंडल, 
जे। दक्षिण की ओर रतनपुर से बिल्कुल घटा हुआ था, रत्नदेव के पिता 
जाजन्नदेव के करद राज्यों में शामिल है। संभव है कि रत्नदेव के 
समय वहाँ का राजा बिगड़ उठा हो, तब जगपाल ने उसका दसन 
किया है । जब तक अन्य कोई प्रमाथ न मिले तब तक इसका निरणेय 
करना कठिन जान पड़ता है। 

अभी तक जिन स्थानों के विजय का वर्णन किया गया है थे 
रतनपुर के आसपास उत्तर, पूथे और दक्षिण के मंडल थे। अब जग- 
पाल पश्चिम को बढ़ता है और सिंदूरमाँगु अधवा सिंदूरागिरि वत्तमान 
रामटेक का सर करता है। इससे जान पड़ेगा कि रासटेक का मंडले- 
श्वर भंडारा के मंडलेश्वर से भिन्न था। पृथ्चीदेव के जमाने में जगपाल- 
देव ने अपना अ्रड्डा दुग में जमाया । दुर्ग बड़ा प्राचोन स्थान है। वहाँ 
पर मिले हुए लेखों से जान पड़ता है कि किसी शिवदेव नामक शैव 
राजा ने उसे बसाया था और उसका नास शिवपुर रखा था। जब 
वहाँ पर किला बन गया तब उसका मनाम शिवदुग चलने लगा। 
कालांतर में उस नाम का प्रथम भाग कटकर केवल दुर्ग रह गया | जग- 
पाल के समय में दुग में कान राजा था, इसका परिचय ते नहीं दिया 
गया; परंतु जान पड़ता है कि वहाँ के प्राचोन राजा को हटाकर जग- 
पाल ने राजधानी का नाम अपने नाम से जगपालपुर प्रसिद्ध किया था, 
यद्यपि बह उसकी स्त्यु के बाद चल नहीं सका और पूर्व नाम का प्रवार 
पुनः है। गया। जगपाल दुग के दक्तिण का बढ़ा प्रौर उसने सरहरा- 
गढ़ बत्तेसान सोरर को ले, सचका सिहवा ( वत्तमान मेचका सिहावा ) 
के अपने अधीन कर लिया और अमरबद्र या अमरकूट ( वर्तमान 
बस्तर ) के राजा को हरा काकरय ( वर्तमान कांकेर ) कांतार कुसुम- 
| भोग झोर काँदाडोंगर को छीन लिया। काँदाड़ोंगर बिंद्रानवागढ़ 
जअप्रीदारी के बिलकुल दक्षिण में है। इस प्रकांर उसने रायपुर जिले 


नवस प्रध्याय ६३ 


के पूत्रे और दक्षिण का भाग हैहयों के राज्य में मिला दिया। इस 
वर्शन में यह बात खटकती है कि प्रथम जाजद्लदेव के समय में जब 
दूरस्थ किमिडो और बैरागढ़ के बीच के स्थान हैहय-आश्रय में भ्रा गए 
ते क्‍या इनके बीच के रजवाड़े स्वतंत्र ही छोड़ दिए गए थे ? यह ता 
निमिवाद है कि हैहय राजा पराजित शत्रु को निकालते नहीं थे, केवल 
अपना आधिपत्य स्वीकार करा लेते थे। संभव है कि जाजरुछदेव के 
प्रताप को देखकर चाँदा और रतनपुर के मध्यस्थ राज-बृंद ने हैहयों का 
आधिपत्य मान लिया हो शऔ्लर उसके पोते के समय में अवसर पा वे 
फिर स्वतंत्र हो गए हों। जगपाल्नदेव का हेहय-काष बढ़ाने की चिंता 
थी इसलिये यह भी संभव है कि सिहावा भादि की ओर के सांडलिकों 
फे विराघ न करने पर भी जगपाल ने कुछ बहाना बनाकर उनका राज्य 
छीन लिया हो । 

ऊपर संकलित हैहयों के मांडलिकों की तालिका पूरी नहीं समझ 
लेनी चाहिए, श्र न यही मान लेना चाहिए कि जिनको हैहयों ने हरा 
दिया वे सदेव के लिये मांडलिक बने बैठे रहे। 
बरतर के नागवंशियों पर तो उनका आपधिपत्य 
नाम सांत्र का ही रहा। वे यथार्थ में स्वतंत्र ही बूने रहे और अपने ही 
बल पर गादावरी के उस पार के राजाओं से लड़ाई लेते रहे जिसका 
बणेन आगे किया जायगा। यहाँ पर हैहयेों के निकटस्थ उन 
मांडलिकों का कुछ ब्यारा दे देना उचित जान पड़ता है जिनका 
नाम ऊपर की तालिका में नहीं आया। बिल्लासपुर जिले से छ्गी 
हुई कवर्धा रियासत के चारा नामक ग्राम में एक मंदिर है जिसकी अब 
संड़वा महल कहते हैं। वहाँ एक शिलालेख है जिसमें नागवंशों २४ 
राजाओं की वंशावली दी गई है। यह लेख १३४८ ३० का है। इससे 
स्पष्ट है कि इस वंश का मूल-पुरुष दसवीं शताब्दी के लगभग राज्य 
करता रहा होगा। जिस राजा ने यह लेख खुदवाया है उसने हेहय- 
राजकुमारी अेबिकादेवी से विवाह किया था। जान पड़ता है कि इस . 
वश के राज़ा पहले ही से हैहयों के मरांडलिक है| गए थे, इसलिये इनके 


कवर्धा के नागवंशी 


६४ सध्य प्रदेश का इतिहास 


विजय करने था करद राज्यों में गणना करने की आवश्यकता नहों 
समझी गई, क्योंकि इन ले!गों में नातेदारी चलने लगी थी। इनके वंश 
की उत्पत्ति कुछ कुछ हैहयों की उत्पत्ति से मिलती जुलती है। हैहय 
ग्रपनी उत्पत्ति अहि-हय अर्थात्‌ नाग पिता और घेड़ी माता से बतललाते 
हैं। कवर्धा के नागबंशो अहि पिता और जातुकण ऋषि की कन्या 
मिथिज्ञा माता से बताते हैं। इनका पुत्र अहिराज हुभ्रा जो इस वंश 
का प्रथम राजा गिना गया है। उसका लड़का राजल्ल, उसका 
धरणीघर, उसका महिमदेव, उसका सर्वबंदन या शक्तिचंद्र, उसका 
गेोपाल्देव हुआ । चोरा के निकटवर्तों बाड़मदेव नामक मंदिर में एक 
लेख एक मूत्ति के तले लिखा मिला है जिसमें तस्कालीन राजा का 
नाम गापाल्ददेव और संवत्‌ ८४० झेंकित है। यदि इन दे गोपाल्देबों 
का एक ही व्यक्ति मानें और संवत्‌ का कल्लचुरि संवत्‌ गिनें तो शित्ा- 
लेख के समय तक २६१ वर्षो' का प्रतर आता है जिसमें १५ पीढ़ियों 
झौर १८ राजाओं का समावेश करना पड़ता है। इस अवस्था में एक 
पीढ़ी की ओऔसत झायु १७॥ साल क्यार राज़ा के शासन-काल की 
शौसत १४ साल होती है। यदि संबतू विक्रम माना जाय ते गोपाल- 
देव से लेकर अतिम राजा रामचंद्र तक ५६६ वर्षो' का काल होता है, 
जिसके अनुसार पीढ़ी की शैसत आयु १८ साल झैौर शासन-काक्ष की 
झोौसत अवधि ३१॥ साल पड़ेगी। ये दोनें बातें मेल नहीं खातीं। 
एक पोढ़ी की ३८ साल औसत शायु बहुत अधिक हो! जाती है और 
१७॥ वर्ष बहुत्त आछी पड़ जाती है। संवतू ८४० का शालिबाहन का 
मानने से पीढ़ी की औसत २€ साल और शासन-अवधि २६ साल पड़ 
जाती है परंतु यह भी प्रचलित लेखें के अनुसार समुचित नहीं है। 
इसके सिवाय कवधां की ओर शालिवाहन के संबत्‌ का कभी प्रचार 
नहों रहा । उस शर के लेखों में तिथियाँ कलचुरिया विक्रम संवत्‌ के 
झमुसार डाज्ली जाती थों | रामचंद्र के लेख में भी यद्यपि विक्रम के नाम 
का साफ-साफ संकेत नहीं है परंतु उसमें इतनालिखा है कि संवत्‌ १४०६ 
में जय नाम संवत्सर चल रहा था तब वह लिखा गया। गणना करने 


-लवस अध्याय ६१ 


से स्पष्ट है कि जय नाम संबत्सर विक्रमीय १४०६ साल में पड़ा था। 
इन कारणों से यहां से नागवंशावली में शंका उत्पन्न हो जाती है 
जिसका निवारण आगे चलकर किया जायगा। 

गे।पालदेव का लड़का नलदेव और उसका भुवनपात्त हुआ। 
इसके दो पुत्र--हीत्तिपाल और जयत्रपाल--हुए, जे एक के पोछे एक गद्दी 
पर बैठे । जयन्नपात्न के मरने पर उसका लड़का महिपाल राजा हुआ, 
फिर उसका पुत्र विषमपाल, फिर उसका पुत्र जन्हुपाल, फिर उसका 
जनपातल या विजनपात कौर फिर उसका पुत्र यशाराज राजा हुआ । 

यशाराज यशस्वी राजा जान पड़ता है, क्‍योंकि इसके समय के 
लेख कंकाली और सहसपुर में पाए जाते हैं। एक लछ्ेख में उसकी 
तिथि स्पष्ट रूप से कल्नचुरि संबत्‌ <३४ कातिक पूर्णिमा बुधवार लिखी 
है। कलचुरि संवत्‌ के अनुसार हिसाब लगाने से यह ठीक सन्‌ ११८२ 
इ० के १३ अक्टूबर बुधवार का पड़ती है। गेपाल्तदेव और यशोराज 
के बीच ८ पीढ़ियाँ श्लौर &४ वर्षो' का अंतर पड़ता है जिससे औसत 
आयु १२ वर्ष ही रह जाती है। शासन-श्रवधि चाहे जितनी छोटी हो। 
जाय परंतु पीढ़ी की आयु इतनी ओछी हो नहीं सकती । इससे सिद्धांत 
यही निकलता है कि वंशावली लंबी-चेड़ी करके नछादंश की प्राचीनता 
का महत्त्व स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है और कुछ कल्पित 
नाम घुसेड़ दिए गए हैं या नांता बताने में गलती हुई है । 

यशोाराज का पुत्र कन्हड़देव या वरलभदेव था। उसका लक्ष्मवर्मा 
हुआ जिसके दे। पुत्र थे--एक खड्गदेव और दूसरा चंदन । गद्दी खड़गदेव 
का मिज्नी । उसके पश्चात्‌ उसका छड़का भुवनेकमत्ल उत्तराधिकारी 
हुआ, फिर उसका लड़का अज्जुन, फिर उसका भीम और फिर उसका 
भोज क्रमश: गद्दी पर बैठे | मोज के निरलेतान होने के कारण गद्दी चंदन 
की शाखा को पहुँची और डसके लच्मण नामक प्रपौत्र को मिली | इसी 
लक्ष्मण का लड़का रासचंद्र था जिसने शिक्षत्तेख लिखवाया | 

गोपालदेव और यशोराज की तिधियों के आधार पर अनुमान 
किया. जा सकता है कि कवर्धा के नागवंशियों का आरंभ दसवों शताब्दी 

है. 


६६ मध्य प्रदेश का इतिहास 


में हुआ और कुछ पीढ़ियाँ २९ के बदले १८ ही हुई' । जान पड़ता है कि 
गोपाल और यशोराज के मध्यस्थ राजाओं के रिश्ता बताने में कुछ भूल हुई 
है। संभव है, गोपाल्देव और नलदेव पिता पुत्र न हाकर भाई भाई रहे 
हों। इसी प्रकार महिपाल व विषमपाल्त और जन्हुपाल और जनपाल का 
नाता रहा हो, तब ते गोपाल और यशे।पाल के बीच की तीन पोढ़ियाँ 
घट जाती हैं जिससे पीढ़ो की औसत आयु १२ से बढ़कर १८ बे है। 
जाती है। पुनः सहसपुर के लेख में यशाराज की रानी का मास 
लक्ष्मादेवी श्लौर राजपुत्रों का माजदेव व राजदेव लिखा है, परंतु बंशा- 
वल्ी में कन्हड़देव या वतलभदेव बतलाया गया है ओर उसका पुत्र 
लच्मवर्मा लिखा है। यद्यपि यह असंभव नहीं है कि यशोाराज के 
तीसरा पुत्र हुआ हो जिसको गद्दी मिल्ी हो! तो भी यह ऋतक उठता है 
कि नामों में कुछ गड़बड़ द्वो गई है। यदि कन्हड़ श्रेर लक्ष्म भोज 
और राजदेव के दूसरे नाम रहे हों ते कनन्‍्हड़ और लक्ष्म का पिता पुत्र 
न मानकर भाई मानना पड़ेगा। ऐसा करने से यशोराज ११वीं 
और झेतिम राजा १७वीं पीढ़ी में पड़ेगा । इससे पीढ़ी की झायु का 
झगड़ा मिट जायगा। गेपालदेव अहिराज से छठी पोढ़ी में हुआ, 
जिससे जान पड़ता है कि इनके बीच प्राय: से वर्ष का अंतर रहा होगा, 
इसलिये कवर्धा के नागवंश का आरंभ दसवों शताब्दी के श्रेत में मानना 
असंगत न हेगा। एक शिलालेख में यशाराज की पदवी महाराणक 
लिखी है, इसलिये इस वंश के मॉडलिक होने में संशय ही न रहा । 
कवधों के राजवंशी रतनपुर के निकट होने के कारण अधिक 
दबे रहते थे । परंतु दूर के मॉंडलिक प्रायः स्वतंत्र से रहते थे। इनमें 
से एक कॉकेर के राजा थे। कॉँकेर रायपुर 
से ८० मील है इसलिये वह रतनपुर से इसके 
दुने से अधिक बैठेगा। कॉकेर पहल्ले बड़ा राज्य था | उसमें पहले 
घसतरी तहसील श्रौर कुछ भाग बालोद तहसील का शामिल था। 
. काँकेर में सेमवबंशी राजा राज्य करते थे जिनके कई शिलालेख 
. ब ताम्नपत्न मिलते हैं परंत्‌ उनमें सबसे प्राचीन तिथि ११८२ इई० 


काँकेर के सामवंशी 


नवम भ्रध्याय ६७ 


की मिल्लती है, किंतु हैहय सेनापति जगपालदेव ने काँकेर को सन्‌ 
११४५ ईसवी के पूर्व ही जीत लिया था । 

सन्‌ ११८२ इसवी में कॉकेर का राजा कणराज था। उसके पिता 
का नाम बापदेव, दादा का व्याधघराज और परदादा का सिंहराज था | 
पहले राजधानी सिहावा में थी । सिदह्ावा का नाम सिंहराज ही के नाम 
पर धराया गया था। जगपालदेव ने कदाचित्‌ कर्ण के पिता बापदेव को 
हराया होगा, क्‍योंकि उसने अपनी विजय-सूची में सिहावा और काँकेर 
देनें के नाम लिखे हैं । बेपदेव के तीन लड़के थे--कर्ण राज, सेमराज 
और रणकेसरी । इनका अपने जीते-जी उसने सिहावा, काँकेर और पड़ी 
का शासक बना रखा था । यदि ये भिन्न न समझे जाते तो जगपाल को 
सिहावा और कॉकेर देानें के लिखने की आवश्यकता न पड़ती | जगपाल 
गहरे संबंध की खेज सें नहों रहता था, वह ते अपने विजय की लंबी सूची 
बनाकर दिखाना चाहता था, इसलिये जिन इलाकों में-कुछ भी भेद मिल्षता 
उनके अलग इलाका या मंडल करार देकर नाम दज्ज कर लेता था । वंशा- 
बल्ली के आधार पर सिंहराज का समय १०६४ इंसवी के लगभग पड़ता 
है। कर्योराज के वंश में जैत्रराज, सेमचंद्र श्र भानुदेव हुए । भानुदेव 
के समय का एक लेख मिला है जिसकी तिथि १३२० ईसवी में पड़ती है । 
भानुदेव का पिता काँकेर ही जाकर जस गया था। सोमचंद्र का लड़का 
पंपराज पाड़ी में रहता था | उसके दे ताम्नशासन मिले हैं जिनकी तिथि 
सन्‌ १२१६ ई० में पड़ती है। पाड़ी का पता नहीं लगता, परंतु पंपराज 
काँकेर में भी जाकर रहा करता था। उसने एक दान कॉकेर-समावास 
और एक पाड़ी-समावास से किया था। इससे जान पड़ता है कि उसकी 
मूल घराने से मैत्री थी और काँकेर का राज्य इनके बीच विभक्त नहीं 
हुआ था । इसी लिये वह वंश समूचा और बलवान बना रहा । काँकेर के 
सेमवंशी राजा हैहयों का आधिपत्य मानते रहे, परंतु जान पड़ता है वे कुछ 
स्वेच्छाचारी थे। उनके लेखों में किसी में शक संवत्‌ और किसी में कल्चुरि 
संवत्‌ पाया जाता है। कर्णेराज और भानुददेव के शिक्षालेखों में शक संवत्‌ 
और पंपराज के ताश्नशासनों में कल्नचुरि संवत्‌ का उपयेगग किया गया है | 





द्व्प मध्य प्रदेश का इतिहास 
दशभ अध्याय 
नागवंशी 


कॉकेर के परे बस्तर का राज्य है। इसका प्राचीन नाम चक्रकूट 
या भ्रमरकूट था। यहाँ पर नागवंशी राजा राज्य करते थे। इनकी 
विरुदावली से इनके गौरव का कुछ पता लग जाता 
है। जिस सोमेश्वर से हैहयों की मुठभेड़ हुई 
उसका विरुद था 'सहस्तफशामाशिनिकरावभासुर नागवंशोद्धव भोगा- 
बतीपुरवरेश्वर सवस्सव्याप्रल्ञाब्डझन काश्यपगोन्नप्रकटी कृत विजयधाषण - 
ल्ब्ध विश्वविश्वभर परमेश्वर परमभट्टारक: महेश्वरचरणकलकिख- 
ट्कपुखपिखरितभ्रम रायमाणसत्यहरिश्चन्द्रशरणा गतवज्नपजर प्रतिगण्ड- 
मैरव श्रीमद्रायभूषण सहाराज सेसेश्वग्देव: |” कहीं कहीं 
पर विक्रमाक्रान्क सकलरिपुनुपतिकिरीटकोटिप्रभामयूखथोंतितामजल- 
चरणकमलचक्रकूटाधीश्वर भी लिखा हुआ पाया जाता है। 
यद्यपि इन विरुदों में बहुत सी श्रत्युक्ति है तथापि इस प्रकार के अभि- 
मान रखनेवाले राजा किसी के मांडलिक बनकर नहीं रह सकते थे, 
इतनी बात तो स्पष्ट ऋत्तक पड़ेगी। नागवंशियों के अधिकार में कई 
मांडलिक ही नहीं वरन महामंडलेश्वर थे। उनमें एक अम्मगाम के 
महाराज चंद्रादित्य थे जे चे्लराज करिकाल के वंशज थे। 

नागवंशी प्रतापी राजा थे। उनका एक घराना हेदराबाद के 
यलवरगा में राज्य करता था। इन ज्ञोगों की मूल राजधानी भागावती 
में थी, परंतु उसका अभी तक पता नहीं गा कि वह कहाँ थी। ये 
ले।ग छिंदक या सिंदबंशा भी कहलाते थे। इनकी कई शाखाएँ हो गई 
थों; जिन्होंने अपने लांछन भर ध्वज-पताका या केतन अ््लग अल्लग प्रकार 
के बना लिए थे। व्याप्न सब घरानों के ल्लांछनों में दिखलाया जाता 
था, क्‍योंकि उनकी उत्पत्ति की कथा में भहिराज द्वारा भूल पुरुष को 
बाघिनी का दूध पिल्ञाकर जिलाए जाने का जिक्र है। बस्तर में इनको 
दे! शाखाएं थीं। एक का ज्ञांछुन सबत्स व्याप्त और दूसरी का धलुर््याश्न 


बस्तर के नागव' शी 


देशम अध्यंय ्न्द 


था। पहली शाखा के ध्वज का तो विवरण नहों मिल्षता, परंतु द्वितीय 
का कमल कदली था। बागलकोट की शाखा का लांछन केवल व्याघ्र 
था, परंतु केतन फशि था। इसी प्रकार हलचुर शाखा का लाँछन 
व्याप्र-मग और केतन नीक्षध्वज था| 

नागवंशी बस्तर में कब आकर जमे, इसका ठीक पता ते नहीं 
लगता परंतु इनके सबसे पुराने शित्षालेख की तिथि सन्‌ १०२३ ई० में 
पड़ती है जब कि नृपतिभूषण नामक राजा राज्य करता था। सन 
१०६० के लगभग जगदेझभूषण धारावष का राजा हुआ। इसी का 
लड़का सेमेश्वर था जे! सन्‌ ११०८ में जीवा था और सन्‌ १११९ के 
पहले परलोकगामी हो! गया था, क्योंकि पिछले संवत्‌ का एक लेख 
उसके पुत्र कन्हरदेव के समय का मिल्ला है जिसमें सेमेश्वर के रबर 
गमन करने का उल्लेख है। जान पड़ता है कि नागवंश में सेमेश्वर ही 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसने हैहयों से लड़ाई ले ड्ननके बहुत से गाँव 
छीन लिए, वैरागढ़ और भाँदक के राजाओं को हराकर अपने वश कर 
लिया प्रौर गोदावरी तथा ऋृष्णा का मध्यस्थ देश, जिसका नाम वेंगी 
था, जला दिया । आग ह्वगाकर नाश करने की उस समय बड़ी चाल 
थी। प्वब भी ते बंद नहीं हुईं। लड़ाइयों में शन्लुओं के ग्राम आग 
द्वारा नष्ट कर ही दिए जाते हैं। बस्तर भी शत्रुओं की आगसे बचा 
नहीं रहा। उसमें कई बार आग लगाई गई। पहले पहल चाह्लुक्यों 
ने सन्‌ ८८छ व ८८८ ई० के बीच घावा करके चक्रकूट का जला डाज्ञा। 
फिर चेल राजा प्रथम राजेंद्र ने सन्‌ १०११ व १०१३ ई० के बीच उसे 
लूट डाला, फिर उसके वंशज वीर राजेंद्र ने आक्रमण किया, फिर कुले- 
क्तुग ने सन्‌ १०७० के पूर्व ही उसे ककफोर डाला। पश्चात्‌ बारहवीं 
सदी में मैसूर के राजा विष्णुवर्धन होयसल ने अपनी तृष्णा पूणे की । जान 
पड़ता है कि सेमेश्वर ही ने बस्तर की द्वितीय शाखा के नायक मधुरांतक 
का मारकर उसकी जड़ उखाड़ दी। कन्हरदेव के पश्चात्‌ तीन-चार 
झौर नागवंशी राजाओं के नाम मिलते हैं परंतु उत्तका परप्पर संबंध 
केसा था, यह मालूस नहीं पड़ता। सन्‌ १११८ ई० में जगदेक-भूषण 


७० भध्य प्रदेश का इतिहास 


नरसिंहदेव का शासन पाया नाता है, सन्‌ १२४२ में कन्हरदेव द्वितीय 
का और सन १३४२ में हरिश्चंद्रदेव का। दंतेवाड़ा के एक लेख में 
महाराज राजभूषण कौर उसकी बहिन मासकदेवी का जिक्र है। वह 
मासकदेवी की ओर से सर्वसाधारण का विज्ञापन है जिसमें लिखा है 
कि “चूँ कि राजअधिकारी वसूली करने में किसानों का बहुत तंग फरते 
हैं इसलिये पाँच महासभाओं के मुखियों ने सभा करके यह नियम 
बनाथा है कि जिन गाँवों से राजअभिषेक्र के समय रुपया आदि वसूल 
किया जाता है वह ऐसे ही ले!।गों से वसूल किया जाय जे! चिरकाल्न के 
निवासी हों। इसलिये सूचना दी जाती है कि जे काई इस नियम 
का पालन न करेगा वह राजद्रोही और मासकदेवी का द्रोही 
समझता जायगा।” 

नागवंशियों के लेखों में एक विचित्रता पाई जाती है। वह यह 
कि जितने लेख इ'द्रवती नदी के उत्तर के हैं वे सब नागरी अच्षरों में, 
संस्कृत में, लिखे गए हैं। इंद्राववो के दक्षिण के समस्त लेख तिलंगी 
भाषा व अच्तरों में खोदे गए हैं। इ'द्रावती, जे बस्तर के बीचेंबोच 
, होकर बहती है, उस जमाने में नाथरी और तिलंगी की सीमा थी। 
बस्तर के नागवंशियों का दौरदेारा तेरहवीं शताब्दी के अंत तक बना 
रहा। चोादहवीं के लगते ही उनका लोप हे। चला और बारंगल के 
काकतीयों का अधिकार जम गया। यघ्षपि बस्तर में लूठ-मार बहुत 
मची रहती थी तथापि नागवंशियों का शासन बुरा नहों था। प्रजा 
के स्वत्वें| का विशेष विचार किया जाता था श्र उनके प्रतिनिधियों की 
सलाह से बहुत सा राज-काज किया जाता था । बस्तर राज्य ऐसी 
चेट की जगह पर था कि अन्य राजा जब चाहे तब आक्रमण कर बैठते 
थे, तिस पर भी नागवंशी भपने को सदैव सँभालते रहे शेर चार-पाँच 
से वर्ष तक्र किसी की दाल्न नहीं गलने दी, यद्यपि उनके शज्नु हैहय, चेल 
गौर दायसल सरीखे बड़े बड़े उपति थे। शिज्ालेखों के पढ़ने से जान 
पड़ता है कि नागबंशी-काल में बस्तर में अच्छे विद्वान पंडित रहते थे । 
. बह निरा भुरिया-साड़िया-पूर् जंगल नहीं था, जैसा कि इन दिनों है। 


एकादश अ्ध्याय॑ ७९ 


वहाँ की प्राचीन शिल्पकारी भी प्रशंसनीय है। समय का फेर है जिससे 
उसने पुत्र: रामचंद्र के समय का रूप धारण कर लिया। वंनवास का 
प्रास में, बिताया था। यह ग्राम भ्रभी तक विद्यमान है। वहीं से 
स्रीता का हरण हुआ था। जान पड़ता है, तभी से उसके माथे पर 
“श्रीविहीन” शब्द लिखा गया। नागवंशी कितने ही वीरत्वपूर्ण रहे 
हों परंठु उनके ओऔपूर्ण होने का प्रमाण नहीं मिलता। उनके बनवाए 
हुए काम इस कोटि के नहों हैं कि वे अतुलित संपत्ति के सूचक हों । 





सकादश अध्याय 


विविध राजठंश 


नवीं शताब्दी से बारह॒वों तक निसाड़ के उत्तरोय भाग में धार 
के परमारों का दोरदाौरा रहा। असीरगढ़ के आसपास टाक राज- 
पूत्तों के आधिपत्य की आख्ययिका है। असीर के 
टाकों का जिक्र केवल्ष चंद बरदाई के प्ृथ्वीराजरासे 
में पाया जाता है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उस असीर से निमाड़ का 
असीरगढ़ समझना चाहिंए। परमारों के कई शिलालेख व ताम्नपत्र 
मिले हैं जिनमें इस जिले के कई गाँवों के दान दिए जाने का उल्लेख 
है। सबसे पुराना भेजदेव के पुत्र जयसिंहदेव का है जिसकी तिथि 
१०५५ ई० में पड़ती है। मालवा के परमार वंश का राज्य ८२४ ई० 
के लगभग आरंभ होता है। जयसिंह उस वंश का दसवाँ राजा था। 
इस जिले में दे! लेख देवपालदेव के समय के मिल्ते हैं जिनकी तिथियाँ 
सम्‌ १२१८ व १२२४ ३० की हैं। एक जयवर्मा का लेख है जिसकी 
तिथि १२६० ई० में पड़ती है। देवपालदेव परमार वंश का बीसवाँ 


परमार 


७२ मध्य प्रदेश, का इतिहास 
राजा था। उसका लड़का जयवर्मा था जो अपने भाई जेतुगिदेव के 
पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा। इस वंश के सातवें राजा मुंज ने गोदावरी तक 
अपना अधिकार जमा लिया था। उसका समय १०१८ ३० में पड़ता है। 
मुंज बढ़ा साहित्य-प्रेमी था और कवियों का आश्रयदाता था। इसी प्रकार 
उसका भतीजा भेज निकला जिसकी विद्यामिरुच अभी तक विस्मृत 
नहीं हुई। भेज की रानी लीज्ञावती भी बड़ी विदुषी थी। ये धारा 
नगरी वर्तमान घार) में रहते थे । 

बैरिसिंह परमार, रची धार असि-धार-बल | 

बहा सरत्वति-धार, घरासार किय भोज ने ;। 

जे नहिं होते भोज, कविन मोज देते कवन। 

कालिदास को ओज, को बढ़ावते! चतुर्दिंग ॥ 

कठिन गणित व्यवहार, लीला कान बतावते। 

पत्ति सम विदुषी नारि, जे न होति लील्ञाबती ॥ 

होते नहिं परसार, धार कीत्ति किमि फैलती | 

घार बिना आधार, बढ़ते किमि परसार-यश ॥ 

जहँ पवाँर तहें धार, धार जहाँ परमार तहेँ। 

बिन पवाँर नहिं धार, धार बिना परमार नहिं ॥ 

निमाड़ में परमारों का अधिकार तेरहवों शताब्दी के आरंभ तक 

बना रहा, पश्चात्‌ तोभरें और उसके पोछे चेाहानों के हाथ चल्ला 
गया । सन्‌ ११७१ ई० में जब अल्लाउद्दीन 
खिलजी दक्खिन की चढ़ाई से लौटा ते उसने 
असीरगढ़ को चोहानों के हाथ में पथा । उसने एक लड़के को छोड़कर 
सबको कत्ल कर डाला। यह युवा, जिसका नाम रायसी था, चित्तोड़ 
का भाग गया । इसके वंशज हरीती के राजा हैं। कहते हैं, चे।हान 
फिर एक बार लौटे। पिपल्लौद के राना #न्‍हीं के वंशज हैं। ये 
बार्सागढ़ में आकर रहे | इस किल्ते का अब पता भी नहीं है। चेदहवों 
शताब्दी में खेरला के. राजा ने इस पर चढ़ाई की। कई वर्षों तक 
: लड़ाई लगी रही, अंत में चौहान हारकर साजनी या पिपलौद जा बसे | 


मुसलमानी आक्रमण 


एकादश अ्याय ७३ 


सालवा में मुसलमानों का अ्रधिकार सन्‌ १३१० ई० में जमा | सन्‌ 
१३८७ ई० में दिल्लीश के सूबेदार दिल्ञावरखाँ गोरी ने स्वतंत्र होकर 
अपनी राजधानी सांडू ( मांडोगढ़ ) में जमाई ओर अपना अधिकार 
निमाड़ जिल्ले में फैला लिया। इसी वंश में सुल्तान होशंगशाह हुआ 
जिसने और आगे बढ़कर खेरला का जीत लिया । उस समय निमाड़ 
में जंगली लोग रहते थे; परंतु उनकी संख्या बहुत न थी। इसी कारण 
बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी। इसमें राजपुताना के बहुत से ठाकुर 
अकर जिले के उत्तरी भाग में बस गए | 
सन्‌ ६४१ ६० में चीनी यात्री युवानच्वांग खजुराहो गया 
था। उसने लिखा है कि यहाँ का राजा ब्राह्मण है। इससे प्रकट 
होता है कि सातवीं शताब्दी में इस ओर ब्राह्मणों 
का राज्य था। उसी जमाने में पड़िहार भी बढ़े 
थे। ये कन्नौज फे महाराजा हषवर्धन के मांडलिक थे। ब्राह्मणों का 
देशरदारा हटा की ओर चाहे रहा हो, परंतु दमेह तहसील में-विशेषकर 
दक्षिण और पूर्व की ओेर--पड़िहारों ने अपना सिलसिला जमाया था 
कोर त्राह्यगराज के अरत होने तथा चंदेलों के उदय होने पर भी वे 
सिंगारगढ़ की ओर बहुत दिन तक राज्य करते रहे, थे। सिंगारगढ़ का 
किला गजसिंह नामक पड़िहार का बनवाया हुआ बताया जाता है। पड़ि- 
हार उचहरा के पास बहुत दिन से राज्य करते थे। उचहरा का पुराना 
नास उच्चकत्प था। चच्चकट्प के महाराजा परित्राजक महाराजाओं के 
समकालीन थे। उचद्चकलप के महाराज्ञाओं ने अपने शासन में अपने 
बर्ण-गोत्रादिक का परिचय नहों दिया । उच्चकरप महाराजा कल- 
चुरियों के मांडलिक थे। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी ( जिला 
जबलपुर के तेवर गाँव ) मेंथी। उनके बल्ल से पढ़िहार बहुत दिनों 
तक रुके रहे। जब कलचुरिये कमजोर हा गए तब पढड़िहारों ने चंदेलों 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वे मुसलमानें के आगमकाल तक 
उनकी छाया में राज्य करते रहे। पड़िहारों का अंतिम राजा बाघदेव 
था। उसका राज्य सन्‌ १३०४ ई० में समाप्त है| गया । 


' पडिहार 


७४ मध्य प्रदेश का इतिहास 


जान पड़ता है कि पड़िहार लोग पहिले कलचुरियों के मांडलिक 
थे और उन्होंने जबलपुर जिले की पश्चिमी सीमा पर सिंगोरगढ़ का 
किला बनवाया था। इस किल्ले का प्राचीन नाम 
श्रीगौरिगढ़ बतलाते हैं। जब चंदेश्ों ने कलचुरियों 
पर आक्रमण किया तब पड़िहारों का उनके अधीन होना पड़ा । बहुतेरे 
सतीचोरे सन्‌ ईसवी १३०० कौर १३०७ के बीच के मिलते हैं। उनमें 
महाराजकुसार बाघदेव का राजत्वकाल लिखा है। दमेह जिले के 
बम्हनी ग्राम में एक पत्थर में लिखा है 'कालखराधिपति श्रीमद्‌ हम्मीर- 
बमेदेव विजयराज्ये संवत्‌ १३६५ समये महाराजपुत्र श्रीबाघदेव भुज- 
माने! जिससे स्पष्ट है कि बाघदेव हस्मीरवस के आधिपत्य में राज्य 
करता था। यह हम्मीर काह्ंजर का चंदेल राजा था। पाटन के 
सतीचीरे में लिखा है संबत्‌ १३६१ समये प्रतिहार रा० श्री बाघदेव 
भुव्जमाने? जिससे रपृष्ट है कि बाघदेव चंदेल अ्रथवा पड़िहार था और 
उसका राज्य सिंगोरगढ़, सहीया श्रौर पाटन की श्रार फैला हुआ था। 
पहले सिंगारगढ़ जबलपुर जिले ही में था। पीछे से दमोह में लगा 
दिया गया। चंदेल्ों ने दमेह के नोहटा श्रौर जबलपुर की बिलहरी 
में अपने कामदार रखू दिए थे। वहाँ से वे दमाह भै।र जबलपुर जिला 
के अंतर्गत चंदेल इलाके का शासन करते थे । 
चंदेलों को सन्‌ १३०७ ६० में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने 
राज्यच्युत कर दिया और अपना स्वामित्व जमा लिया | दमाह जिले के 
सल्लैया ग्राम के सतीचीरे में संवत्‌ १३६७ पड़ा है और राजत्वकाल अल्ला- 
उद्दीन का लिखा है। इस जिले में चंदेल़ों का इतना देररदारा रहा कि 
लोग किसी भी प्राचीन मंदिर के चंदेली राजा का कहते हैं| इसमें संदेह 
नहीं कि चंदेलों के समय में शिव्पकारी की अच्छी उन्नति हुई झेर उन्होंने 
बहुत से सुंदर स्थान बनबाए, जिनमें खजुराहो के मंदिरों की समता उत्तर 
भारत के बिरले ही संदिर कर सकेंगे। उनकी कारीगरी देखते ही बन 
भ्राती है| ग्रंथकर्ता का उनको देखते ही तुलसीदास की विभयपत्रिका 
के पद का स्मरण आया झौर उसी के क्रम में यह पद बन गया--- 


चंदेल 


द्वादश अध्याय ७५ 


भाई कहि न जाइ का कहिए। 

देखत ही रचना विचित्र अति समुझ्ति मनहिं मन रहिए । 

तल ते शिखर शिखर तें वल्न लो जहाँ जहाँ हम हेरे | 

तिल्न भर ठे।र दिखात कहूँ नहिं जहाँ न चित्र गढ़ेरे । 

विश्वनिकाई मनहुँ. दिखाई शिल्पकार उत्साहे। 

चंदेशनू की यश:-चंद्रिका छिटकाई खजुराहे। 

विविध भाँति के चित्र भीति पर अनुपम ओज समेतू। 

रुचिर संवारि सुधर सदनन में थापे हरि बृषकेतू।। 

कालगति से यह “बचन्द्रात्रेयनरेन्द्राणां वंशश्चन्द्र इवेज्ज्वल: । 
खिल्तूजीबंशशकेन्द्रा्ां अन्धेन तमसाबृत: ॥” होकर अंत में इस जिले 
की ओर का राज्य “गोंड्वंशभूमीन्द्रा्ां शीघ्रमेब्र करतलगत:? हो। गया | 





द्वादश अध्याय 
मुसलमानों का प्रवेश 


कुम्हारी इलाके के वीरान मैजा बढ़ेयाखेड़े के संवत्‌ १३६७ के 
सतीलेख से स्पष्ट है कि उस समय सुल्तान अल्लाउद्दोन का अमल था। 
यह दिल्लीशाह खिलजी घराने के तृतीय बादशाह 
अलाडउद्दीन मुहम्मदशाह से अन्य नहीं होा। सकता। 
बढ़ैयाखेड़े से चार मील पर बम्हनी गाँव में एक दूसरा सतीचीरा है। 
उसमें “कालखराधिपति श्रीमद्‌ हम्मीरवर्मदेव विजयराज्ये संवत्‌ १३६५ 
समये महाराजपुत्र श्रबाघदेव भुखमाने अस्मिन्‌ काले”? लिखा है। इससे 
स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का आधिपत्य सन्‌ १३०८ और १३१०७ ६० के 
बीच में हुआ। अल्लाउद्दीन ने दक्षिण की दूसरी चढ़ाई १३०८ में की 
थी। इससे स्पष्ट है कि उसी साल दमोह जिला या उसका भाग सुसल- 
मानों के हस्तगत हुआ | अल्लाउद्दीन के अन्य वंशधरों का नाम अभी 
कहीं नहीं मिला परंतु खिल्ञजियों के बाद तुगलकशाही घराने के बाद- 


तुगलक 


७६ मध्य प्रदेश का इतिहास 


शाहों के राजत्व का जिक्र कई लेखों में पाया जाता है। तुगलक 
घराने का प्रथम बादशाह गयासुद्दीन था | उसके जमाने का एक फारसी 
शिलालेख बटियागढ़ में मिल्ञा है जिसमें उसका राजत्वकाल?' स्पष्ट रूप 
से दज है श्र हिजरी सन्‌ ७२४ अंकित है, जे सन्‌ १३२४ ई० 
में पड़ता है। 

गयासुद्दीन तुगल्क ने सन्‌ १३२० से १३२५ तक राज्य किया । 
इसने अपने लड़के मुहस्मदशाह का सन्‌ १३२७ ई० में चंदेरी, बदाऊँ 
ओर मालवा की फीाजों के साथ तिलंगाना जीतने का भेजा था। इसी 
अवसर में जान पड़ता है कि तुगल्कों का पाया इस जिले में रद्तर 
जम गया। बटियागढ़ में एक संस्कृत सें लेख मिल्ला हे जिसमें संवत्‌ 
१३८४ ( सन्‌ १३२८ ) पढ़ा है और लिख है कि सुल्तान महमूद के 
समय जीव-जं॑तुझों के आश्रय के लिये एक गेामठ, एक बावली और 
एक बगीचा बनवाया गया । उस लेख में महमूद का जिक्र यों है- 

“कलियुग में प्रृथ्वी का मालिक श्ेंद्र ( मुसलमान राजा ) है 
जे! याोगिनीपुर ( दिल्ली ) में रहकर तमाम प्रथ्वी का भोग करता है 
कभैर जिसने समुद्र पर्यत सब राजाओं का अपने वश में कर लिया है। 
उस शूरवीर सुल्तान महमूद का कल्याण हो |! 

दमोह जिले में तुगलकों का राज्य कब तक स्थायो रहा, इसका 
प्रसाण कुछ नहों मिलता। परंतु मालूम पड़ता है कि जिस समय 
मालवा के राजा ने दिल्ली से स्वतंत्र होकर चंदेरी पर चढ़ाई की और 
उसे अपने वश में कर लिया, तभी से दिल्ली का आधिपत्य दमोह 
से उठ गया । 

१--“ब अद्दृद शुद गयासुद्दीन व दुनिया बिनाई खैर मैमू गएत मनसूत्र |? 

२--“असितकल्लियुगे राजा शक्केंद्रो बसुधाधिप: | 

यागिनीपुरमास्थाय ये भु क्ते सकलां महीम।| 
स्ंसागरपयंन्त वशीचक्रों नशाधिपान्‌ | 
- महमूदसुरताणा नाम्ना शरोमिनंदतु ॥”? 


द्रादश ऋष्याय ७७ 


पंद्रहवीं शवाब्दी के आदि में दिल्ली की ओर से दिलावरखाँ 
गोरी सालवे का गवनर था। यही सन्‌ १४०१ में स्वतंत्र शाह बन 
बेठा। इसका छड़का होशंगशाह प्रतापी निकला | 
डसने काल्लपी तक धावा किया, परंतु चंदेरी में 
अपना सिलसिला जमाया या नहीं इसका उल्लेख नहीं मिल्षता | 
हाशंगशाह के मरने के दे। साल पश्चात्‌ मालवे का राज्य सनू १४३६ 
ईंसवी में खिलजियें के अधिकार में पहुँचा । ये खिलजी उसी काम के 
थे जिन्होंने दिल्‍ली में तीस साल (सन्‌ १२४०-१३२०) राज्य किया था 
और जिनके तीसरे बादशाह ने पहले पहल दसेह में मुसलमानी राज्य 
की जड़ जमाई थी। माक्षवे का पहला खिलजी राजा महमूदशाह 
हुआ। फिरिश्ता के इतिहास से ज्ञात होता है कि सन्‌ १४२८ ३० में 
चंदेरी का अपने ताबे कर लिया। इसलिये उसी साल से समभक्ृतना 
चाहिए कि दमोह का संबंध दिल्ली के शाही धुराने से द्वठ गया प्र 
दमाह नगर की बढ़ती का आरंभ हुआ, क्योंकि दिल्लीशाही जमाने में 
नयाबत का सदर मुकाम बटियागढ़ रखा गया था परंतु खिल्लजियों 
ने उसके बदल्ले दमे।ह को मुकरर किया | 

इस जिले में महमूदशाह खिलजी के समय का कोई चिह्न भ्रभी 
तक तो नहीं मित्ता परंतु उसके लड़के गयासशाह के जमाने का एक 
फारसी शित्षालेख दमेह में मैजूद है। उसमें लिखा है कि शहनशाह 
गयासुददू निया बोदशाह के खास खबास मुखलिस मुल्क ने दमोह किले 
के पश्चिमी दरवाजे की दीवाल सन्‌ ८८५ हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ १४८० ई० 
में बनवाई । गयासशाह सन्‌ १४७५ ३० में तरूत पर बैठा था और सन्‌ 
१५०० तक उसने राज्य किया । उस जमाने के कई्टे सतीचीरों में भी 
डसका नाम दर्ज है। यथा, नरसिंहगढ़ के निकटस्थ एक चीरे में लिखा है 
कि किसी धनसुख की ल्री संवत्‌ १४४३ (सन्‌ १४८६ ६०) में 'महाराजा- 
घिराज श्री सुल्तान गयासुद्दुनियाशाह विजयराज्ये माड़ोगढ़ विंध्यदुर्गे 
चंदेरी व्तमाने! सती हुई थी। सतसूया के पास एक दूसरे चीरे में 
नासिरशाह का नाम लिखा है और संवत्‌ १४६२ पड़ा है। नासिर- 


खिलजी 


ध्८ मध्य प्रदेश का इतिहास 


शाह गयासशाह का लड़का था भार सन्‌ १५०० ३० में तख्त पर बैठा 
था। इसका लड़का महमृदशाह द्वितीय था जिसके जमाने का सन्‌ 
१८९७ में दमेाह खास में एक लेख मित्रता था। उसमें लिखा है 
“संबत्‌ १५७० वर्ष माध बदी १३ सेोमदिने महाराजाधिराज राज श्री 
सुल्तान महमूदशाह बिन नासिरशाह राज्ये अस्से ( इसी ) दमाव 
( दमोह ) नगरे, ,,दास बिजाई व सड़वा व दाई व दर्जी ये रकमें? जे। 
गाँव को मुक्ता में ले वह छोड़ दे। यह एक प्रकार का इश्तिहार है। 
जब यह लिखा गया था उस समय महमूद का तीन ही साल्ष राज्य 
करते हुए थे। फिरिश्ता लिखता है, सुल्तान महमूद अन्य राजाओं की 
नीति के विपरीत अपनी तलवार के बल राज्य करना चाहता था। श्रंत 
में यह फल्ल हुआ कि वह मारा गया शौर खिलजी घराने को राजत्व 
से हाथ घेना पड़ा। सन्‌ १५३० ई० में गुजरात फे राजा बहादुरशाह 
ने मालवे को अपने राज्य में मिल्रा लिया । 


_नसकतलानवथाकक+नसीअननास्मव्मलननपघ। 


चयेदश अध्याय 


मुसलमानी ज़माना-फारुकी, इमादशाही, बम्हनी 

सन्‌ १३७० ई० में फीरेज तुगल्क ने अपने एक योद्धा मल्तिक्खाँ 
फारुकी को करेंद और तालनेर के परगने बख्श दिए। उस समय बे 
दूसरों के अधिकार में थे। मत्िकर्खाँ ने इनको 
जीत और लूटकर बादशाह को ऐसी अच्छी 
नजर भेजी जिससे उसते खुश होकर मलिक्खाँ का खानदेश का सिपह- 
सालार बना दिया । इसने तालनेर के किले में झड्ठा जमा लिया ओर 
काई १२ हजार सवारों की सेना प्रस्तुत कर आसपास का मुल्क अपने 
अधीन कर लिया और मालवा के गारियों के घराने में अपने लड़के का 
विवाह करके अपना पाया अधिक अजबुत बना लिया। सन्‌ १३&€€ 
में वह सर गया, तब उसका लड़का गजनीखाँ, नसीरखाँ नाम धारण 
करं, राजा बन बैठा। गुजरात के राजा ने उसे ख़ान की पदवी से 


फारुकी 


त्रयोदश अध्याय ७5 


विभूषित किया, इसी से उसके मुल्क का नाम खानदेश रखा 
गया। नसीरखाँ ने अभ्रसीरगढ़ के जीत लिया और ताप्ती के दोनों 
श्रोर दे! नगर बसाए। उसने एक का नाम अपने धम्मंगुरु जैनुद्दीन के 
नाम पर जैनाबाद और दूसरे का औलिया शेख बुर्हानुद्दीन के नाम पर 
बुहोनपुर रखा। नसीरखाँ ने अपनी लड़की दक्षिण के बहमनी राजा 
को ब्याह दी, जिससे उसका पाया दृढ़ है! गया यद्यपि पोछे से रूगड़ा 
उत्पन्न हुआ और उसने बरार पर चढ़ाई कर दी परंतु हार गया। तब 
बहमनी राजा ने बुरहानपुर पर घावा किया। राहनखेड़ में लड़ाई हुईं, तब 
नसीरखाँ तैलंग के किले का भाग गया। बुर्हानपुर लूट लिया गया 
श्र नसीरखाँ का महत्व तोड़-फोड़्कर नष्ट कर दिया गया। लूट में 
७० हाथी और कुछ तेपखाना हाथ लगा। ये उस समय बेशकीसती 
समझे जाते थे । 

नस्तीरखाँ १४३७ ह० में मर गया तब उसका लड़का मीरन 
आदिलखोाँ उफ मौरनशाह राजा हुआ। वह चार ही वष जिया। 
उसके पश्चात्‌ उसका लड़का मौरन मुबारकखाँ 
उफ मुबारकशाह चेखंडी गद्दी पर बैठा । उसने 
सन्‌ १४४७ ई० तक राज्य किया, परंतु इन दोनों 
के जमाने में कुछ विशेष बात नहीं हुईं। मीरनशाह के मरने पर उसका 
लड़का मौरन गनी उफ आदिलखाँ, जिसका आदिलशाह आयना या अह- 
सानखाँ भी कहते थे, राजा हुआ । यह चेतन्य निकला और उसने गेंड़- 
बाने के कई राजाओं का अपने अधीन कर लिया शोर भीज्न लुटेरों को 
दबा दिया। उसने अस्ीरगढ किले को भी बढ़ाया। सामने का भाग, जो 
मलईगढ़ कहलाता है, इसी का बनवाया है। बुरहानपुर में इसने 
सुधर सहल झौर मस्जिद बनवाई झौर अपनी पदवी शाह-इ-फ्ा रखंड 
रखी और गुजरात के राजा का कर. देना बंद कर दिया। इस पर 
गुजरात के राजा ने चढ़ाई कर दी, तब उसने असीरंगढ़ के किले का 
आश्रय लिया। गुजरात के राजा ने उसका वहाँ भी पीछा न छोड़ा | 
अंत में उसकी गुजरात के राजा की शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं। आदिल- 


मीरन आदिलखोाँ 
आर उसकी संतान 


प्ट्० मध्य प्रदेश का इतिहास 


शाह सन्‌ १५०३ ६० में निस्सेतान मर गया तब उसका भाई दाऊदरताँ 
गद्दी पर बैठा। इसने अहसदनगर के राजा पर चढ़ाई कर दी 
परंतु असीरगढ़ का लैा८ना पड़ा और मालवा के राजा से मदद माँगनी 
पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे मांडू के राजा का स्वामित्व 
स्वीकार करना पड़ा। दाऊदखाँ सन्‌ १३५१० ३० में सर गया। वह 
बुरहानपुर ही में दफनाया गया । इसके पूवे उसके सभी पुरखे तालनेर में 
दफन किए गए थे। उसका क्ड़का गजनीखाँ गद्दी पर दो ही दिन 
बैठ पाया कि उसको जहर दे दिया गया। इस प्रकार मीरनशाह की 
शाखा में भ्रब काई वारिस न रहा | 

तब मीरनशाह के भाई कैसरखाँ का पोता आदिलछखाँ उर्फ 
अ्रादिलशाह आ्राजिमेहुमायू राजा हुआ। आलमखाँ नामक एक दूर 
के संबंधी ने ऋगड़ा उठाया, परंतु वह निष्फत्त 
हुआ । आदिलशाह ने १० वर्ष राज्य किया | 
पश्चात्‌ उसका लड़का मसीरन मुहम्मद तरूत पर 
बैठा। गुजरात का राजा बहादुरशाह इसका सासा था| अपने मामा 
की सहायता से उसने मालवा पर चढ़ाई करके मांडू छोन लियां और 
बहीं से वह राज्य करने क्ञगा । इतने में बहादुरशाह निस्‍्संतान सर गया। 
इससे मीरन मुहम्भद का भाग्य एकदम चमक उठा । उसको गुजरात की 
गद्दी दी गई । वह गुजरात की राजधानी को रवाना हुआ, परंतु पहुँचने 
के पूर्व रास्ते ही में मर गया | तब उसका भाई मीरन मुबारक खानदेश 
का राजा हुआ । उसने शाह की पदवी धारण की, परंतु उसे गुजरात 
का राज्य नहों मिलता, क्‍योंकि वहाँ के अमीरों ने बहादुरशाह के भतीजे 
का अपना राजा बना लिया। मुबारकशाह ने १५४६६ तक राज्य 
किया। सन्‌ १४६१ ई० में मालवा के राजा बाजबहादुर ने मुगल्लों 
द्वारा राज्यच्युत होने पर बुर्हानपुर का आश्रय लिया, तब मुगल्ों ने 
बुर्हानपुर को आ घेरा और लूट लिया, परंतु जब मुगल्त-फौज घर 
का लौटी तब सालबा, खानदेश और बरार के राजाओं ने मित्ञकर 
उसे नसेंदा के किनारे घेरकर काट डाला । परंतु फारुकी वंश के 


आदिलशाह आजिमे- 
हुमायूं और उसकी शाख& 


प्रयोदश अध्याय पे 


पतन का आरंभ यहीं से शुरू हो गया। मुबारकशाह के मरने पर 
उसका लड़का मीरन मुहम्मद खाँ गद्दी पर बैठा। इसने भी गुजरात का 
तख्त हासिल करने का प्रयत्न किया और ठयथे प्रयास में यह अपने सारे 
हाथो, तोपखाना व अन्य सामान खे बैठा । उल्टे खानदेश पर चढ़ाई 
हुई और सारा मुल्क लूट लिया गया। शीघ्र ही अहमदनगरवात्ों ने 
भी चढ़ाई कर दी श्रार बुर्हानपुर के! घेर लिया, तब मीरन मुहम्मद 
असीरगढ़ में जा छिपा । वह किला भी घेर लिया गया। झंत में चार 
लाख रुपया देने पड़े तब कहों छुटकारा मिक्षा। मीरन मुहम्मद सन्त 
१४७४६ में मर गयां तब उसका भाई राजा अलीखाँ उफे आदिलशाह 
गद्दी पर बैठा । इसी ने बुर्हानपुर की जुम्मा मस्जिद बनवाई जिसमें 
अरबी झर फारसी के लेखों के सिवा एक संस्कृत का लेख है। उसमें 
फारुकियों की वंशावली लिखो है और मस्जिद के पूरे होने की तिथि 
विक्रम, शक और हिंजरी संबतों में दी है जे ५ जनवरी सन्‌ १४४० ई० 
में पड़ती है। आदिलशाह ने मुगलोों का स्वामित्व स्वीकार कर शाह 
की पदवी निकाल डालो कौर वह दक्खिन की चढ़ाइयों में उनकी मदद 
करने लगा । इन्हीं में उसकी सृत्यु सन्‌ १५८६ ६० में हुईं। तब उसका 
लड़का खिज्खाँ उर्फ बहादुरशाह राजा हुआ। यह फारुकियों का 
झंतिस राजा था। उसकी मृत्यु सन्‌ १६०० ३० में हुईं। इस प्रकार 
मलिकर्खाँ के वंशधरों में एक दजन व्यक्तियों ने गद्दी पर बैठकर 
२०० वर्षोा' में अपनी राज्य-लीला समाप्त कर दी। 

बहादुरशाह अपने बाप की नाई' दूरदर्शी न था। उसने अक- 
बर से वैर कर लिया और अपने बचाव के लिये असीरगढ़ में ऐसा प्रबंध 
किया कि इसमें दस साक्ष तक घिरे रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु 
के लाने की आवश्यकता न पड़े | 

यह सुनकर भ्रकबर ने स्वयं चढ़ाई कर दी और असीरगढ़ को 
घेर लिया । परंतु घेरे रहने से होता क्या था। किला ऐसा अटूट 
था कि न उस पर धावा हा सकता था और न सुरंग लगाई जा सकती 
थी। घेरा डालकर भी किल्ले के फतह न करने से अकबर की बड़ी 

६ 


प्पर मध्य प्रदेश का इतिहास 


बदनामी होती। इससे उसको इसे लेने की बात लग गई परंतु कुछ 
उपाय नहीं चल्लता था। उसने किले के सब रास्ते बंद करवा दिए 
छोर बुरहानपुर पर घावा करके राज-महल्लों में डेरा 
डाल दिया। फिर असीरगढ़ लीटकर रात-दिन 
तेपों की मार शुरू की | यह महीने भर तक होता रहा, तब बहादुरशाह 
की सुलह करने की कुछ सूक्ती । उसने अपनी माँ और लड़के को अकबर 
के पास इसी अभिप्राय से भेजा, परंतु श्रकबर ने कहा कि हम सुलह 
तब करेंगे जब बहादुरशाह पूर्य रूप से हमारी शरण आवे। इसके लिये 
बहादुरशाह तैयार नहीं था। इधर अकबर ने अपनी तोपें बंद नहीं कों-- 
धूमधड़ाका जारी रखा। तीन महीने इसी तरह बीत गए। इतने में खबर 
मिल्ती कि मुगल्लों ने अहमदनगर तोड़ लिया, इससे बहादुरशाह के दिल्ल 
को धका जगा । उधर शाहजादा सल्लीम अपने बाप से बागी हे! गया, 
इसलिये अब देनों ओर से निपटारा करने की कुछ इच्छा उत्पन्न हुई। 

यहाँ पर यह बतल्ा देना आवश्यक है कि खानदेश की रीति के 
अनुसार भ्रसीरगढ़ में राजकुल के नजदीकी संबंधियों के सात लड़के 
कास पड़ने पर गद्दी पर बैठने के लिये तैयार रखे जाते थे। उनको. किले 
के बाहर जाने की झाज्ञा नहीं थी। केवल वही बाहर जा सकता था 
जिसकी राजगद्दी मिल जाती थो । बहादुरशाह का भी इस प्रकार 
इस किले में समय बिताना पड़ा था। अकबरी मारचे के समय असीर- 
गढ़ का किलेदार एक हब्शी जवान था। वह बड़ा नम्कहलाल था, 
ओर अकबर की दे लाख फौज का सामना कर रहा था। उसके प्रबंध 
से मुगल्लों की तोपों और छापों का किले पर कुछ भी असर नहीं पड़ा । 
यह देख अकबर ने अब सिंह का वेष त्यागकर ल्ामड़ी का परिधान प्रहण 
किया और छल से काम निकालना चाहा। उसने बहादुरशाह को 
किले के बाहर आकर मुज्ञाकात करने का निर्मत्रण दिया श्र सुरक्षित 
लौटा देने के लिये सिरेपादशाह की कसम खाई। बहादुरशाह ने 
विश्वास कर लिया । वह किले से बाहर निकलकर हाजिर है। गया। उसने 
गल्ले में रूमाल डाल्कर नम्नतापूवेक बादशाह को! तीन बार सल्लाम किया 


अकबर और असीरगढ़ 


त्रयोदश अध्याय परे 


परंतु एक मुगल-सरदार ने पीछे से पकड़कर उसे धरती पर दे मारा 
और कहा कि सिजदा अर्थात्‌ साष्टांग दंडबतू करो । इस उहंडता पर 
अकबर ने कुछ ऐसी ही ऊपर से नाराजी दिखलाकर बहादुरशाह से 
कहा कि तुम किलेदारों को इसी वक्त हुक्म लिख दो कि किला हमको 
सोंप दें। बहादुरशाह ने इसे स्वीकार न किया और बिदा माँगी। 
परंतु बह जबरदस्ती रोक लिया गया। अकबर ने अपनी कसम की 
कुछ परवा न की | 

किलेदार ने जब यह सुना तब उसने अपने लड़के मुक- 
रिबखाँ को, प्रणभंग का विरोध करने के लिये, भेजा । अकबर ने पूछा-- 
क्या तुम्हारा बाप किला सौंपने का तैयार है? इस नवयुवक 
ने मुंहतोड़ जवाब दिया बादशाह सलामत | सौंपने की बात ते 
दूर रही, मेरा बाप आपसे बात करने तक को राजी न होगा। 
झगर आप हमारे शाह को न छोड़े गे तो उनकी जगह के लिये सात 
शाहजादे तैयार हैं। कुछ भी हो, किला आपको कभी न सौंपा 
जायगा |” इस उत्तर से बादशाह का इतना गुस्सा आया कि उसने 
उस दूत को फौरन कत्ल करवा दिया। तब मुकरिबखाँ के बाप ने 
अतिम संदेशा भिजवांया कि मैं यही प्राथेना करता हूँ कि मुझे ऐसे 
बेईमान बादशाह का मुँह कभी देखना न पड़े । फिर रूमाल हाथ में तेकर 
वह किले के अफसरों श्र सिपाहियें से बोला “भाइयो | जाड़ा ओ रहा 
है, मुगल फौज ठिठुर कर मर जाने के डर से जल्दी ही वापस चली 
जायगी। किसी इनसान की ताकत नहीं कि वह इस किले को धावा 
या छापा मारकर ले छे। खुदा भल्ते ही ले ले मगर जब तक इसकी 
हिफाजत करनेवाले धोखा न दे' तब तक कोई नहीं ले सकता। इमानदारी 
ही इज्जत की बात है, इसलिये आप लोग जोश के साथ किले को बचादें। 
मेरी जिंदगी भ्रब है| चुकी, मैं उस बेईमान बादशाह का मुह देखना 
नहीं चाहता |? इतना कहकर उसने अपने रूमाल को गाँठ लगाकर 
गले में डाल लिया और फंदा खोँच कर प्राण दे दिए। बाह रे 
हब्शी ! इतिहास तेरा नाम तक नहीं जानता, परंतु तू अमर है। 


दछु मध्य प्रदेश का इतिहास 


अब अकबर की आँखें खुली, क्योंकि छल्त से भी सफलता न हुई । 
हजार प्रयत्न करने पर भी किला टूटता ही नहीं था, उधर अपने ही 
शाहजादे के बिगड़ पड़ने से सल्तनत को भारी धक्का पहुँचने का अंदेशा 
था। तब उसने सोचा कि अब एक ही उपाय बचा है। वह यह कि 
रिश्वत से काम लिया जाय | उसने किले के बड़े बड़े सरदारों को सोने 
और चाँदी से पूर दिया। इन्होंने श्रसीरगढ़ के सात शाइजादों में से 
किसी का भी गद्दी पर बैठने न दिया और अकबर के कित्ला सौंप देने 
का प्रबंध किया । इस प्रकार फाई साढ़े दस महीने घिरे रहने के बाद 
१७ जनवरी सन्‌ १६०१ है० का असीरगढ़ अकबर के हवाले किया 
गया। जब दरवाजे खुले तब भीतर बहुत से ज्ञोग पाए गए और खाने- 
पीने का बहुत सा सामान जसा मिला। बहादुरशाह ग्वालियर के किले 
में और सातों शाहजादे अन्य किलों में केद रखने के लिये भेज दिए गए। 
अकबर की बेईमानी छिपाने के लिये अबुलफजल श्रौर फरिश्ता सरीखे 
इतिहासकारों ने लिख मारा है कि असीरगढ़ के किले में जानवरों के 
मरने से रोग पेदा हुआ । बहादुरशाह ने इसे अकबर का जादू समझ्का 
और किले की रक्षा का प्रबंध न करके उसे बादशाह के हवाले कर 
दिया, परंतु अब सिद्ध हो चुका है कि यह बात बनाबटी थो | 

असीरगढ़ में अऋबर ने अपने लड़के दानियाल की सूबेदार नियुक्त 
किया हर उसके नाम पर खानदेश का नाम दानदेश कर दिया। 
दानियाक्ष को शराब पीने की लत लग गई और वह 
सन्‌ १६०५ ३० में बुरहानपुर में मर गया। उस 
समय लुटेरों का बड़ा जार था, परंतु मुगल्ञों ने उनके दसन का 
अच्छा प्र ध किया जिससे उतरी हिंदुरुप्रान, गुजरात और दक्खिन के 
बहुत ज्ञोग इस जिले में आकर बस गए। सन १६१४ ई० में इंगलेंड 
का राजवृत सर टामस रो बुरहानपुर में ठहरा था। उसने इस शहर 
का वर्शन लिखा है। वह जहाँगीर का जमाना था। बुर्दानपुर ही 
के निकट जहाँगीर और उसके लड़के शाहजहाँ का युद्ध हुआ था 
जिसमें शाहजहाँ पराजित हुआ। जहाँगीर की सेना का नायक रायसी 


मुगल-शासन 


चतु्देश अध्याय प्र 


चैाहान का वंशज हरौती का राव रतन था। जीत की खुशी में वह 
बुहानपुर का सूबेदार बना दिया गया । पीछे से बच एक लड़ाई में मारों 
गया। बुर्हानपुर में उसकी एक सु दर छतरी बनी है। निमाड़ जिले 
की विशेष वृद्धि शाहजहाँ के समय में हुईं। उस समय बुर्हानपुर का बना 
हुआ कलाबत्तू विज्ञायत का जाने छगा था। उसी जमाने में पानी के 
नल लगाए गए थे जो अभी तक काम दे रहे हैं। सन्‌ १६७० से 
मरहठों ने लूटना आरंभ किया और कई पढटेलों से चोथ लेना शुरू 
किया । सन्‌ १६८४ ३० में ओऔरंगजेब ने बुरहानपुर में मुकाम किया। 
उसके जाने के पश्चात्‌ लुटेरों ने छूट मचाई। सन्‌ १७०४ ४३६० में फिर 
लूट हुई, तब से वहाँ मुगज़ सेना रहने लगी। 


ऑफ णफशनदा॑-ढ४ +-्आरा ६० >शकराकाअ कि अरा कल 


चतुदंश अध्याय 
गांड 


किंवदंती के अनुसार गोंडों का आदि राजा जादाराय था। 
बह गोदावरी से २० कोस उस पार सहल गाँव के पटेल का लड़का 
था | वह सिपाहगिरी करने का घर से निकला और 
चलता-चलता गढ़ा में आ पहुँचा। उस समय 
गढ़ा का राजा नागदेव था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राज़ा ने 
राज्याथिकारियों से सल्लाह ली कि गद्दी का अधिकारी कौन बनाया 
जाय। उन्होंने कह्दा कि इस बात को ईंश्वरेच्छा पर छोड़ दीजिए; 
नम्मेदा के किनारे लोगों को जमा करके एक नीज्कंठ छोड़ा जाय । वह 
जिसके सिर पर बैठ जाय उसे समभ्िए कि देव राजा बनाना 
चाहंता है। ऐसा ही किया गया। नीलकंठ जादाराय के सिर पर बैठ 
गया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया और अपनी 
कन्या रत्लावज्ञी उसे ब्याह दी । 

गढ़ा-राब्य के वंशज दमे।ह के सिलापरी गाँव के सालगुजार 
उनके कथनालु्सार कटंगा-निवासी सकतू गोंड़ का पाता धारूसाह प्रथम 


ड्-वंशोत्पत्ति 


ष््द् मध्य प्रदेश का इतिहास 


राजा हुआ। सकतू की कुमारी छड़की गवरी से एक नाग ने नर-देत् 
धारण कर समागस किया, त्तब धारूसाह पैदा हुआ और नागराज के वर 
से उसकी राजत्व प्राप्त हुआ । किंतु सिल्ञापरी के वंशबृत्त में आादि-पुरुष 
जादेाराय ही बतलाया गया है ओर उसका निवास-स्थाव महोड़खेड़ा 
लिखा है। जादेराय के बाप का नाम भेजसिंह ओर निवास-स्थान 
मेठाकट गाँव लिखा है परंतु ये आम कहाँ है, इसका कुछ पता नहों 
दिया गया | इन दोनों कथाओं से यही भलकता है कि गढ़ा का 
राजवंश किसी विदेशी आगंतुक की संतान है जिसने किसी स्थानीय 
दरिद्र गोंड़िनौ'से विवाह कर लिया और उसकी संतति का, कलचुरियों 
की क्षीणावस्था में, किसी प्रकार अधिकार प्राप्त हो गया। संभव है कि 
आंध्रविजय के समय कोई- जादोराय नामी सरदार आया है! ओर 
गढ़ा के उचकके प्रथम राजा ने, कुलीनता स्थापित करने के लिये, उसे 
अपना मूल पुरुष स्थिर कर लिया हो और उसके और अपने बीच का 
काल भरने के लिये यधावश्यक नाम बना या बनवा लिए हों। जाँच 
करने से तो नामावली नकल्ली जान पड़ती है। परंतु राजा हिरदयशाह 
ने अपने का ५२वीं पीढ़ी में रखकर उसे श्लेकबद्ध कराया और पत्थर 
पर खुदा कर चिरस्थाथी कर दिया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस नामावज्ञी के प्रथम ३३ नाम प्राथ: सभी 
कह्िपित जान पड़ते हैं। ३४वीं पीढ़ी में मदनसिंह का नाम आता है 
ओर हघ८्वीं में संग्रामशाह का। संग्रामशाह 
वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष है। इसने अपने 
नाम की सोने की पुततियाँ चलाई थों, जे कुछ दिन हुए गढ़े ही 
में एक दफीने में मिल्नी थों। उनमें संग्रामशाह का नाम' ओर 
संवत्‌ १५४७० प्रर्थात्‌ १४१३ ई० पड़ा है। इसी संबत्‌ का दमेह 
जिले के ठरंका आम में एक शिलालेख है। उसमें उसका नाम 
खुदा है। ठरका के लेख में संग्रामशाह का नाम झामणदास देव लिखा 
है। उसका यही नाम मुसलमानी तवारीखों में पाया जाता है। मदन- 
सिंह श्र संम्रामशाह के बीच १४ पीढ़ियों का ध्ंतर है। प्रति पीढ़ी के 


यथार्थ मूल 


चतुदश भ्रध्याय पद 


लिये २० वर्ष की श्रौसत लेने से २८० वर्ष का पंतर बैठता है। अन्य 
सिद्धांतों से संग्रामशाह का राजत्वकाल सन्‌ १४८० ई० से १५३० तक 
ठहराया गया है। यदि १४८० ईसवी में से २८० वर्ष घटाए जाय ते 
१२०० ई० का काल आता है जे कल्तचुरियों के अत और गोंड़ों के 
उदय का समय है। इससे यही अल्ुमान होता है कि गोंड्वंश का 
मूलपुरुष मदनसिंह था जिसने अपने नाम पर अनगढ़ चट्टानों पर महल 
बनवाया जे। आज तक मदन-महल कहल्लाता है ओर मध्य प्रदेश के 
प्रेच्षणीय स्थानों में गिना जाता है। महत्न बहुत बड़ा नहीं है, पव॑त- 
निवासियों के योग्य ही है और पूर्ण रूप से उनकी अभिरुचि का दशक 
है। कदाचितृ्‌ ऐसा स्थान मदत्लायत के लिये पार्वतीय लोगों के सिवा 
ओर किसी का सूफ भी न पड़ता। क्‍या जाने, मदनसिंह के उत्तराधि- 
कारी इस महल में रहते थे या नहों परंतु संग्रामशाह ने उसका जीर्णोद्धार 
कराया और उसमें जाकर वह रहा भी। मदन-संग्रस्म-मध्यर्थ केवल १३ 
राजाओं के नाम मात्र प्राप्त हैं। उनके शासन या कर्तव्य का काई लेख 
या वार्ता प्राप्य नहीं है। मदनसिंह का पुत्र उग्रसेन था। उसका पुत्र 
रामसिंह और उसका ताराचन्द्र ( किसी-किसी के अछुसार रामकृष्ण ) 
हुआ। उसका उदयसिंह, उसका सानसिंह, उसका" भवानीदास, उसका 
शिवसिंह, उसका हरनारायण, उसका सबलसिंह, उसका राजसिंह 
और उसका दादीराय हुआ। दादीराय का पुत्र गे।रखदास, उसका 
अंजुनदास ओर उसका आरम्हशदास अथवा अमानदास हुआ। इसी 
अमानदास ने पीछे से संग्रासशाह की पदवी धारण की और मूल नाम 
का उपयोग ही करना छोड़ दिया। बैतूल जिले के बानूर आम में एक 
ताश्नपत्र संवत्‌ १४२७ का मिल्ला था। उसमें लिखा था कि प्रौढ़प्रताप 
चक्रवर्ती महाराजाधिराज अ्रचल्तदास ने दो कुओं का उद्यापन करके 
जनादेन उपाध्याय का आमादह ग्राम दान में दिया। यह ग्राम बानूर 
से ७ मील पर अब भी विद्यमान है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 
अचलदास राजा का कोई पता नहीं चल्लता। ताम्रपतन्नों में बहुधा 
दान देनेवाले के वंश का वर्णन रहता है, परंतु इस ताम्रपत्न में साने। 


पे मध्य प्रदेश का इतिहास 


वह जान बूक्क कर नहीं लिखा गया । इससे यही निष्कर्ष निकलता है 
कि अचलदास किसी ऐसे घंश का था जिसके उल्लेख से महत्त्व के बदले 
हीनता देख पड़ती । अचल्दास का समय राजसिंह या दादीराय के 
जमाने में पड़ता है। बैतूल जंगलों जिला और आरंभ से गोंड़ों का 
निवास-स्थान रहा है। वहाँ गोंडों का राज्य होना असंगत नहीं है । 
इससे कल्पना हा सकती है कि अचत्दास ही इन दोरना में से किसी का 
मूल कम रहा हा । दादी या दादू ज्ञाड़ के शब्द हैं। दादीराय के 
लड़के, पोते, पडपोते सभी के नामें के अंत में दास लगा है, इससे उसका 
नाम दासांतक होना संभव है। कदाचितू दादीराय श्रार अचलदास 
एक ही व्यक्ति हो । यदि ऐसा ही हा। ते! अचल्लदास की विरुद से 
सिद्ध होगा कि गोंड़ू निवाप्चांचल में छोटे मोटे राजा उसके अधीन थे | 
उसकी बराबरी वाला दूसरा राजा नहों था। इससे मानना पड़ेगा 
कि गोंडों ने १४वीं शन्ाब्दी के चतुथे पाद में अपने राज्य की नोंव अच्छी 
जमा ली थी। दादीराय के पुत्र गारखदास ने जबलपुर के निकटस्थ 
गोरखपुर बसाया। उसके लड़के अ्रज्ुनदास की कीर्ति का कोई चिह्न 
उपलब्ध नहीं है। 
बता चुके हैं कि संग्रामशाह अजुनदास का लड़का था। उसका 
असकी नासे अमानदाल या आम्हशदास था। बाल्यावस्था में वह 
बड़ा नटखट और क्रूर था। बाप ने कई बार उसे 
शिक्षा दी; बंद करके रखा और सौगंदें कराई कि 
अब कभी कुचाल न चलेगा, परंतु इससे होता क्या था १ संग्रामशाह 
ने अपनी चाल न छोड़ो । एक बार वह कुछ गड़बड़ करके डर के मारे 
बघेल्तखंड के राजा वीरसिंहदेव के पास भाग गया। इससे अज्ञुनदास 
ने उसे युबराजत्व से च्युत कर दिया। जब उसको यह खबर मिली तब 
वह तुरंत वापिस आया और षड़यंत्र रचकर उसने अपने बाप ही को मार 
डाला भर स्वयं गद्दी पर बैठ गया ।' जब वीरसिंहदेव ने सुना कि झमान- 


१--बीरसिंहदेव संवत्‌ १६६२ में गद्दी पर बैंडा था और संग्रामशाह का समय 
संवत्‌ १४३७--१५६६ माना जाता है। यदि उक्त दोनों संबत्‌ ढीक हैं तो यह 


संग्रामशाह 


है पट 
चतुदश अधथ्याय प्ड्द 


दास ने पित-हत्या की है, तब उसने गढ़े पर चढ़ाई कर दी; परंतु अमानदास 
सामना न करके दस-पाँच आदमियों के साथ पीरसिंहदेव के पास जा 
खड़ा हुआ और उसने रा-गाकर उसका मना लिया। अमानदास की 
बालचाल बाल्यकाल के साथ गईं । जब उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ 
में ली,तब उसने अपने राज्य की वह वृद्धि की, जो उसके पू्जों ने सेची 
तक न थी, और जिसको उसके पश्चात्‌ उसकी संतति कभी लाँघ न 
सकी। उसके पोते के पोते हिरदयशाह की शिक्षांकित वंशप्रशरित में 
सगवे उल्लेख किया गया है कि संग्रामशाह ने समग्र पृथ्वी जीत ली 
थी और ५४ गढ़ स्थापित किए थे# | 

गोंड़ों में तो एक कहावत हो! गई है कि आसन बुध बावन 
में'। बपेती में अमान को तीन-चार गढ़ मिले थे, शेष उसके निज 
घटना निराधार हो जाती है। किंतु एक लेखक ने लिखा है कि बघेलखंड के प्रसिद्ध 
वीरसिंहदेव का श्रमय १४४७ वि० से १५६७ थि० तक,है। वास्तव में बांधवेश 
( बघेलखंड ) वीरसिंहदेव ओर ओरछाधिप (बुदेलखंड ) बीरसिंहदेव दो विभिन्न 
दपति हैं। श्रत: वर्णित घटना में समय की विषमता नहीं आती |--सं० 

# बावनगढ़ ये थे--१ गढ़ा, २ मारूगढ़, ३ पचेलगढ़, ४ सिंगोरगढ़, ५ 
अमेादा, ६ कनाजा, ७ बगसरा, ८ टीपागढ़, ६ रामगढ़, ३० परतापगढ़, ११ अमर- 
गढ़, १२ देवगढ़, १३ पाटनगढ़, १४ फतहपुर, १४ निमुआगढ़, १६ भँवरगढ़, 
१७ बरगी, १८ घुनसौर, १६ चाँवड़ी (सिवनी), २० डोंगरताल, २१ कारवा 
( करवा ) गढ़, २२ भंभनगढ़, २३ लाफागढ़, २४ सौंदागढ़, २४ दियागढ़, २६ 
बांकागढ़, २७ पवश्करहिया, २८ शाहनगर, २६ धामेनी, ३० हटा, ३१ सडियादे।, 
३२ गढ़ाकाटा, ३३ शाहगढ़, ३४ गढ़पहरा, २५ दमाह, २६ (रहली) रानगिर, 
३७ इटाबा, ३८ खिमलासा (खुरई),३६ गढ़गुन्नीर,४० बारीगढ़, ४१ चैकीगढ़ें, ४२ 
राहतगढ़, ४३ मकड़ाई, ४४ कारीबाग ( कारुबाघ ), ४५४ कुरवाई, ४६ रायसेन, 
४७ मैंरासा, ४८ भोपाल, ४६ उपतगढ़, ५० पनागर, ५१ देवरी, ५२ गैरम्रामर | 
ये गढ़ सागर, दमाह, जबलपुर, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर, 
हेशंगाबाद और बिलासपुर तक फैले हुए थे। इनमें से अ्रब कितने ही स्थान इस 
समय उजाड़ हैं । 


चतुर्देश अध्याय १ 


गढ़ का किला भी इसी ने बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलाए | 
इसके सुबर्ण-सिक्‍कों पर एक विशेषता पाई जाती है। वह यह कि उन 
पर न केवल हिंदी में ही नाम लिखा बरन तिल्लंगी में भी खोदवा दिया 
है। यह उसके सातठ-भूमि के स्नेह का सूचक है। 

संप्रामशाह ने ५० वर्ष राज्य किया । उसके पश्चात_ उसका लड़का 
दल्लपत्तिशाह राजा हुआ । उसने सिंगोरगढ़ में रहना पसंद किया। 

दल्पत्तिशह का विवाह महोबे के चंदेलश राजा की रूपवती 
कन्या दुर्गावती से हुआ था। दुर्गावती ने अपना सौभाग्य चार ही 
वर्ष भोग पाया था कि दलपतिशाइ ज्वल बसा | 
रानी ने अपने नाबालिग पुत्र वीरनारायण की ओर 
से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और १५ वर्ष तक बड़ी योग्यता 
के साथ शासन किया । उसने प्रजा के हिताथे अनेक उपयोगी कास 
बनवाए झौर अपने राज्य में असन-चेन फैलायू। इस वृद्धि को 
देखकर कड़ा-मानिकपुर के नवाब आखिफर्खाँ का जी ललचाया और 
उसने इस विधवा से राज्य छीन लेने का विचार किया। बहाना 
ढूँढने का कुछ देर न छगी । 

कहते हैं, दुर्गावती रानी को अकबर बादशाह की ओर से एक 
से।ने का रहँटा ( चरखा ) इस अथे से नजर किया गया कि ख्त्रियों का 
कास चरखा चलाना है, राज्य करना नहीं । इसके प्रत्युत्तर में रानी ने 
एक सोने का पॉजन बनवाकर सिजवा दिया, मानों यह कहला भेजा 
कि यदि मेरा काम चरखा चल्ञाना है तो तुम्हारा पीजन से रुई 
धुनकना है। इस पर बादशाह बहुत नाराज हो गया । कुछ लोग कहते 
हैं कि दुर्गाववी के पास एक श्वेत हाथी था। वह अकबर बादशाह ने 
अपने लिये माँगा | रानी ने इनकार किया | इस बात पर वह नाराज हो 
गया और आसिफर्खाँ को चढ़।ई करने का हुक्म दे दिया । चरखा शऔपर 
पीजन का किस्सा ते किस्सा ही मालूम पड़ता है, परंतु चढ़ाई अवश्य 
की गई। उस जमाने में लड़ाई करने के लिये कोई कारण ढूंढने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी । बाहुबल ही उचित कारण समझता जाता 


दुर्गावती 


र मध्य प्रदेश का इतिहास 


था। श्रेत में आसिफखाँ सन १४६४ ई० में ६ हजार सवार और १२ 
हजार पैदल सिपाही लेकर सिंगौरगढ़ पर चढ़ आया। दुर्गावती ने तुरंत 
सामना किया, परंतु उसकी सेना तैयार नहीं थी, वह शिक्षिस सिपा- 
हियों के सामने नहीं ठहर सकी । किल्ले में घिर जाने के बदले रानी 
ने गढ़ा जाकर लड़ाई करने का विचार किया, परंतु शत्रु उसके पीछे हो 
लिए और उसे गढ़ा में प्रब॒॑घ करने का मोका नहीं दिया। तब रानी ने 
मंडला की ओर कूच किया और १५ मीज्त चल्ककर घा्टियों के बीच 
एक सँकरी जगह पाकर वहाँ पर मोरचा जमाया और लड़ाई ली। 
शत्रुओं के आक्रमण करते ही गोंड़ों ने ऐसी मार मारी कि उनके पैर 
डखड़ गए। गोंडू लोग केवल तीर-कमान और बरछौ-तलवार ही से लड़ते 
थे। उनके पास तोपें नहीं थों। अआसिफर्खाँ के पास तोपखाना था। 
किंतु घाढी की लड़ाई में वह वक्त पर पहुँच नहों पाया था, इसलिये पहल्ले 
दिन उभय पक्ष के सप्नान अख्न-शस्र द्वारा युद्ध हुआ। दूसरे दिन रानी 
हाथी पर सवार होकर, घादी के मुख पर, लड़ने के लिये रचयं उपस्थित 
हुई। उसकी सेना जी-तेाड़्कर लड़ने के लिये खड़ी थी और इसमें संदेह 
नहीं कि उस दिन वह शत्रुओं को सटियासेट कर डालती, परंतु आसिफर्खाँ 
के भाग्य से ऐन वक्त प्रर तोपखाना आा पहुँचा | फिर क्‍या था, एक झोर 
से तोपों की मार, और दूसरी ओ्रेर से तीरों की बौछार होने लगी । विषम 
शक्क्षों से बराबरी कयोंकर हो सकती । इतने पर भी रानी तनिक भी न 
डरी, वह अपने हाथी पर से बाण-वर्षा करती रही । इतने में एक तीर 
झाकर उसकी आँख में लगा और जब उसने उसे खोंचकर फेंक देना चाहा 
ते। उसकी नाक टूटकर आँख के भीतर ही रह बई। इतना बड़ा कष्ट 
होने पर भी रानी ने पीछे हटने से इनकार किया। गोंड फौज के पीछे एक 
छोटी सी नदी थी। वह युद्धारंभ के पूर्व सूखी पड़ी थी; परंतु इस दिन के 
शुरू होते ही उसमें अकस्मातू इतनी बाढ़ आ गई कि उसको हाथी भी पार 
नहों कर सकता था। दोनों ओर से फौज का मरण दिखता था। आगे 
से तोपे, पीछे से पानी का प्रवाह | फिर भो इस हृढ़-संकल्प नारी का सभ 
बिलकुल न डिगा। उसके महावत ने ग्राथेना की कि हुक्म हो ते में किसी 


चतुर्देश अध्याथ ३ 


तरह हाथी का नदी के पार ले चल्लूँ | परंतु वीर नारी दुर्गावती दुर्गा ही 
थी । उसने उत्तर दिया कि नहों, में या ते शत्र के मार हटाऊंँगी या 
यहीं मर जाऊंगी । इतने में ही एक दूसरा बाण उसके गल्ले पर गिरा। 
सेना में किसी ने यह खबर फैला दी कि कुमार वीरनारायण को वीरगति 
प्राप्त हो गई। तोपों की मार, पानी की बाढ़, कुमार की मृत्यु शैर रानी 
की घायल्ल दशा देख गोंड-सेना अधीर होकर तितर-बितर होने छागी। 
इसी समय शज्रुओं ने बढ़कर रानी को चारों ओर से घेरना चाहा। जब 
रानी ने देखा कि अब बचने की आशा नहों है, तब उस धीरा वीरा ने 
अपने महावत के हाथ से कटार छीनकर वीर-गतति का अवल्लैदन किया | 
बरेश्ा के निकट जिस स्थान पर रानी हाथो से गिरी थी वहाँ पर एक 
घबूतरा बना दिया गया है। जो कोई वहाँ से निकलता है, श्वेत पत्थर 
उठा कर उस चबूतरे के निकट भअ्रध्येरूप डाल देता है, मानो उस वीर 
नारी की धवल् कीति का स्मरण कराता है। |, - 

आसिफर््खाँ ने वहाँ से चलकर चोरागढ़ पर धावा किया 
और रानी का सब माल लूट लिया और आग लगाकर उसे विध्वंस 
कर डाला। अवसर पाकर आसिफर्खाँ ने स्वतंत्र राजा बन जाना 
चाहा, इसलिये गढ़े में कुछ दिन ठहदररकर वह सिलुसित्ता जमाता रहा, 
परंतु ठीक न जम पाया। पंत में उसने इस विद्रोह् के लिये अकबर 
से क्षमा माँग हो और बह अपने पुराने स्थान का ढौट गया | 

अकबर ने गढ़ा का राज्य भ्रपनी सल्तनत में शामिल कर लिया 
परंतु गोंड़ घराने का कायम रखा। वीरनारायण अपनी वीर माता 
के साथ वीरभूमि में वीरलीला दिखलाकर वीरल्लोक का गमन कर 
गया था, इसलिये अकबर ने दल्लपतिशाह के भाई चंद्रशाह से १० गढ़ 
नजर लेकर उसको गढ़े की गद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार गोंड़ों का 
झधिकार इस जिले में बना रहा परंतु उनकी स्वतंत्रता चल्ती गई। 

चंद्रशाह ने थेड़े ही दिन राज्य किया। उसकी मृत्यु के पश्चातू 
उसके दूसरे द्ड़के सधुकरशाह ने अपने बड़े भाई को धोखा देकर मार 
डाला झैौर वह आप गद्दी पर बैठ गया | पीछे से उसका अपनी करनी 


दे मध्य प्रदंश का इतिहास 


पर इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने एक खोखले पीपल के पेड़ में बंद 
होकर आग लगवा जछ्ली और इस प्रकार अपने प्राण देकर प्रायश्चित्त कर 
डाला। तब उसका लड़का प्रेमनारायण गद्दी पर बैठा। मधुक्रशाह 
की मृत्यु के समय प्रेमनारायण दिल्लो में था। चल्तते समय यह ओड़छे 
के राजा वीरसिंहदेव” से नहीं मिज्ञ पाया। इसको वीरसिंह ने इतना 
बड़ा अपमान समझा कि मरते समय अपने पुत्र जुझ्कारसिंह से सौगंध 
करा ली कि इसका बदला पूरे तौर से लिया जाय । 

गोंडू लोग हल में गाय-बैल दे।नों को जोतते हैं ।९ किंतु गाय का 
जातना हिंदू लोग निंदनीय समभते हैं। कहते हैं, यही बहाना खड़ा 
कर जुस्तारसिंह ने प्रेमनारायण पर चढ़ाई कर दी और उसको मारकर 
अपने बाप का वैर भेंजा लिया। कोई कोई कहते हैं कि जुकारसिंह 
स्वयं लड़ने नहीं गया, उसका भाई पहाड़ुसेंह गया था । 
जे! हा, गाय की गुहार पहाड्सिंह के प्रति की गई जान पड़ती है। 
इसका एक कवित्त है, जिसका अंतिम चरण यों हैं 'बीरसिंहदेव के प्रबल 
पहाड्सिंह तेरी बाट जोहती हैं गोएँ गोंड़वाने की | 

प्रेमनारायणश के लड़के हिरदयशाह को अपने बाप के मारे जाने की 
खबर दिल्ली में मिली । वहाँ से वह तुरंत रवाना हुआ और बु'देलों 
पर आक्रमण कर जुरारसिंह का सिर काट ल्ञाया। 
वह अपनी राजधानी को मंडला से हटाकर राम- 
नगर ले गया झौर वहाँ उसने किज्ञा और महत्त बनवाए। यही एक गोंड़ 
राजा है जो एक शित्षालेख छोड़ गया है। उसमें गोंडों की बड़ी भारी 
वंशावल्ली दर्ज है। इस राजा ने ७० वर्ष राज्य किया। 

हिरदयशाह के मरने के बाद इसका लड़का छत्नशाह फेवल ७ 
वर्ष राज भोग कर सर गया। तब उसका ल्लड़का केशरीसिंह गद्दी 
._ २-वीरसिंहदेव का समय घटना के गड़बड़ में डालता है |--सं० 
ह -जीा गाय गामिन नहीं देती वह यदि जोतो जाने लगती है तो उसमें 

प्राय: गर्भ घारण की क्षमता आ जाती हे। आज कल इस मत का प्रचार है। 

कदाचित्‌ गोंड़ीं की भी यही धारणा रही हे! |--सं ० 


हिरदयशाह 


चतुर्देश अध्याय हा 


पर बैठा परंतु शीघ्र ही घर में फ़ूट उत्पन्न हुई। केशरीसिंह सारा 
गया और उसका चचा हरीसिंह गद्दी पर बैठा, परंतु लोगों ने 
हुरीसिंह का मारकर केशरीसिंह के क़ड़के नरिंदशाह को राजा 
बनाया। तब हरीसिंह 'के लड़के पहाड़सिंह ने औरंगजेब की 
शरण ली और वह गुगल सेना चढ़ा ज्ञाया । नरिंदशाह हार 
गया परंतु पहाड़सिंह खेत रहा। तब उसके दोनों लड़के भाग गए 
झौर फिर दिल्ली जाकर मदद माँगो, परंतु उनका प्रयास निष्फल हुआ । 
अब उन्होंने एक नई युक्ति साची। अपना धम्म बदल डाजल्ा--वे 
मुसलमान हा गए। इस तरंकीब से उनका मदद मिल्ल गई और नरिंद- 
शाह से एक बार फिर लड़ाई छिड़ी । पंत में वे देनों भाई मारे गए। 
इसके बाद नरिंदशाह निश्चित तो हो गया परंतु इन ऋगड़ों में पड़ने से 
उसका राज्य क्षीण हो गया। उसको अनेक राजाश्रों से सहायता 
लेनी पड़ी और उसके बदले में कई गढ़ नजर करने पड़े। इसी प्रकार 
गही पर कायम रखने के बदले में उसे मुगलों को ५ गढ़ नजर करने पड़े। 

नरिंदशाह सन्‌ १७३१ ई० में सर गया। तब उसका लड़का 
महाराजशाह गद्दी पर बैठा। संग्रामशाह के बावन गढ़ों में से केवल 
२८ उसके हाथ लगे । महाराजशाह को निब ल देख पेशवा की लार 
टपकी | उसने मंडला पर चढ़ाई करके महाराजशाह को मार डालता 
झैौर उसके लड़के शिवराजशाह को गद्दी पर बैठा ४ लाख रुपया 
सालाना चौथ मुकरंर कर दी। नागपुर के भोंसले ने चौथ वसूल करने 
के बहाने गोंड़ों को दबाना शुरू किया ओर उसने छः गढ़ अपने लिये ले 
लिए | शिवराजशाह सन्‌ १७४८ ई० में मर गया। तब उसका लड़का 
दुर्जनशाह गद्दी पर बैठा। यह बड़ा ऋर और दुष्ट था । उसके चचा निजास- 
शाह ने मै।का पाकर उसे कत्ल करवा दिया और वह झाप राजा बन गया । 

निजामशाह होशियार आदमी था। उसने अपने राज्य की 
उन्नति करने की चेष्टा की । परंतु पुराना वैभव कैसे लौट सकता था | 
उसके मरने पर गद्दी के लिये फिर बखेड़ा उत्पन्न हुआ | आखिरकार 
उसके भतीजे नरहरश्ञाह का गद्दी मिली, परंतु उससे और नागपुर के 


2 मध्य प्रदेश का इतिहास 


मरहठों से कगड़ा उत्पन्न हो गया। नरहरशात्त गद्दी से उत्तार दिया 
गया और निजामशाह का लड़का सुप्रेशशाह राजा बनाया गया। यह 
बात सागर के सरहठों को पसंद न पुई। इसलिये उन्होंने सुमेरशाह 
का निकालने की कोशिश की । सुमेरशाह ने अपना पाया उखड़ता देख 
कुछ शर्तों पर नरहरशाह को फिर गद्दी पर बैठाने की बातचीत चल्लाई। 
सागरवालों ने उसे शर्ते' ठहराने के लिये बुल्ला भेजा | विश्वास का 
बेंधा वह बेचारा चल्ला गया परंतु उसके साथ दगा की गई। मरहठों 
ने उसे पकड़कर सागर के किले में केद कर दिया और नरहरशांह को 
गद्दी पर बैठा दिया । सागर के मरहठे नरहरशाह को कठपुतल्नो सा 
नचाने लगे। जब उसको यह ज्ञाव हुआ कि मैं नाम ही का राजा हूँ, 
ते उसने मरहठों का निकालने पर कमर कसी | इस पर मसरहठों ने उसे 
पकड़कर खुरई ( जिला सागर ) के किल्ते में केद कर दिया। वहाँ पर 
उसने सन १७८६ में मृत्यु पा गढ़ामंडल्ा के गोंडु-राजघराने कौ लीला 
समाप्तकर दी। 
गोंड जंगली जाति है, जंगलों में रहती आई है। इसलिये 
उसका सुख-संपत्ति से संपर्क सदेव ही कम रहा। अब भी उसकी 
अं दशा कुछ सुधरी नहीं है। सहस्नों गोंडों के 
द पास आज भी हॉगे।टी के ख्िवा दूसरा शरीर- 
आ्राच्छादव न मिलेगा । जैसा उनका सादा वेष है वैसा ही सादा 
खाना-पीना है। अपने आप उत्पन्न होनेवाले कंदमूत् और जंगली फल्त- 
फूल, पत्ते--यथा महुआ, चार, तेंदू, भेल्षवाँ, केवलार आदि--उनका खाद्य 
रहा है और अब भी है। इसके सिवा ईश्वर के पैदा किए चूहों से लेकर 
बारहसिंगा तक अनेक जीव-जंतु भरे पड़े थे। अनगिनती पक्षी 
वक्षों का आसरा लेते थे। ये मानों गोंड़ों ही के लिये बनाए गए 
थे। घरेलू जानवरों से भी उन्हें परहेज न था। बकरे, मेढ़े, गाय, 
सैंस, बैल सभी उनके काम आ सकते थे। शौक की वस्तु शराब थी। 
महुए के भाड़ों की कमी नहीं थी। आबकारी का महकमा था नहों | 
इस्री में गोड़ें की चैन की वंशी बजती थी। इन सब कारणों से गोंड़ों के 


चतुर्देश अध्याय शी 


लिये खेती-पाती करने की कुछ आवश्यकता नहीं थी। अपनी ही जाति 
का राजा पाकर ये अपने जंगलों में शेर के समान स्वतंत्र विचरते थे। वनज 
वस्तुओ्नों पर इनका पूरा अधिकार था, फिर थे क्‍यों किसी प्रकार का 
परिश्रम करते ९ इसी कारण गोंड़-राज्य का बहुत सा भाग जंगल बना रहा, 
यहाँ तक कि अकबर के समय में गढ़ा के जंगन्लों में जंगली हाथी पाए 
जाते थे, जे पकड़कर बहुधा कर में दिए जाते थे। इन कारणों से आल- 
स्पदेव ने गोंड॒ जाति एर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था | 

अब रही हिंदू प्रजा, उसकी अपने पोषण के लिये उद्योग करना. 
ही पड़ता था। जनसंख्या अधिक नहीं थी, उ्वरा भूमि की अधिकता थी, 
भूमि का अदल बदल्कर जातने से उपञ अच्छी होती थी, इससे उनके 
लिये भी आराम था। कर-स्वरूप पैदावार के भाग लेने की जो प्रथा 
प्राचीन काल से चल्ली आती थी, पही स्थिर रही। उस जमाने में 
आवश्यकताएं कम थीं; खाने-पीने, ओढ़ने-बिछाने और धातुशों द्वारा 
शरीर का आशभूषित करने के सिवा और कोई शौक न तो ज्ञात था, न 
उसकी चाह थी । इसलिये हिंदू भी सरत्तता से जीवन बिताते थे और 
प्राय: घर के एक मुखिया के परिश्रम से संपूर्ण कुठुब का भरण-पोषण 
हो जाया करता था। 

गोंड़ आदिस अवस्था के लोग थे, इससे उनका धमे भी आदिम 
अवस्था का था। वे बड़े देव का पूजते थे श्र उसे गाय-बैल्ञ चढ़ाते 
थे। राजा गोंडू होने से यही राजधर्म बन जाता, 
यदि हिंदू इन रांजाओं का अपने हाथ में न ले 
लेते । वे जानते थे कि मूर्ख जंगली गोंड़ों को हाथ में लाना कठिन 
नहों है, इसलिये उन्होंने राजवंश का अलग करने की चेष्टा की और 
गोंड़ जाति के दे! विभाग करा दिए--एक राजगोंड और दूसरे खर 
अर्थात्‌ अ्रसल गोंड। राजगोंड़ों में हिंदू प्रथाएँ चला दीं, उनका जनेऊ 
करवा दिया और उनके मन में भर दिया कि वे उच्च राजपूत-जातीय हैं 
कर नीच खर गोंड़ों से भिन्न हैं। राजकुल की एक लंबी-चेडड़ी वंशावली : 
प्रस्तुत कर दी और यह कथा प्रचलित कर दी गई कि भूल पुरुष जादे- 

७ 


गोंड-धर्म 


च्दप्प सध्य प्रदेश का इतिहास 


राय क्षत्रिय था। उसने गोंड़ राजा की लड़की से विवाह किया था और 
बह गोंड़ों की गद्दी का अधिकारी बन गया था, इसलिये वह गोंड़ कहलाने 
लगा था। उसने गॉड़-कुमारी रत्तावल्ी के हाथ का भाजन भी नहीं 
किया। गढ़ा में आने के पूर्व उसका विवाह क्षत्रिय-बंश में हे गया 
था और उसके पीछे जे राजा हुआ वह पहली ख्री का लड़का था, न॑ 
कि रत्नावली का । अहं किसको वश में नहीं कर लेता १ गोंड 
राजा अपने वंश-पुराण से निस्संदेह बहुत प्रसन्न हो गए होंगे। उन्होंने 
जंगल्ली गोंड़ों से जाति-व्यवहार छोड़ दिया और अपने संबंधियों की 
प्रलग पंक्ति बना लो और हिंदू-मतानुसार आचार-विचार इतना बढ़ाया 
कि उनके चोकों में जल्ञाने की लकड़ियाँ तक धुज्ञकर जाने लगीं । मंदिर, 
शाला, कथा-पुराण इत्यादि का प्रचार द्वो गया ओर राजगोंड बिलकुल 
हिंदू हो गए। राजवंशज अपने बल और वैभव से राजपृत कुमारियों के 
साथ विबाह-संबंध करने लगे । सबको विदित ही है कि राजा दल्पति- 
शाह की रानी दुर्गावती चंदेलिन थी। अन्य राजाओं सें से किसी की 
पड़िहारिन, किसी की बैस भर किसी की बघेलिन रानियाँ थोीं। यद्यपि 
भ्रब राज्य चला गया है श्रौर इस कुल के प्रतिनिधि गरीब दे गए हैं 
फिर भी वे राजपूतों से विवाह-संबंध करते जाते हैं । 

गोंड-सभा में एक दीवान, एक पुरोहित श्र एक कवि रहता 
था। भीतरी प्रबंध के लिये दीवान जिम्मेदार रहता था। पुरोद्धित 
केवल धर्माधिकारी ही नहों रहता था, प्रत्युत वह 
बहुधा नायब दीवान का कास भी देता था। सेना 
का प्रबंध राजा के हाथ में रहता था। युद्ध में वह स्वयं जाया करता 
था। यहाँ तक कि राज्ञा न रहने पर रानियाँ लड़ने जाया करती थों। 
रानी दुर्गावती ने स्वयं रणक्षेत्र में जाकर आसिफर्खाँ से युद्ध किया था। 
बहुतेरे ल्ञोगों को इसलिये जागीरें दे दी गई थीं कि वे स्वय', काम 
पड़ने पर, नियमित सेना लेकर उपस्थित हों | कवि अन्य राजदरबारों की 
देखादेखी पीछे से रखा गया था, विशेषकर डससे भाठ का काम लिया 
जाता था ताकि वह झवकाश में राजा ब्लाःर अन्य संत ' घियों का गुणालुवाद 


गोंड-शासन-पद्धति 


पंचदश अध्याय त्डनड 


करे। साहित्य के उत्तेजन की ओर गोंड़ां का ध्यान कभो नहीं गया। 
चापलूसे ने कभी उनका चंपू बना दिया तो कुछ पारितोषिक कभी 
किसी का मिल गया तो ठीक, नहों तो साहित्य-प्रेमी के लिये जुहार 
ही बस था। गबेए नचैए जैसे गाना नाचना सीखते थे वैसे पढ़ेए- 
लिखेए पढ़ना-लिखना सीखते थे। ब्राह्मणों और कायस्थों का यही 
जातीय व्यवसाथ समझा जाता था और उन्हीं के वंशजों का लिखने- 
पढ़ने का काम सौंपा जाता था। पघर्म-संबंधी काम विशेषकर ब्राह्मणों 
के! दिया जाता था और संसार-संबंधी जैसे माल-विभाग इत्यादि की 
लिखा-पढ़ी लालाजी के हाथ में रहती थी। और यदि कोड़े व्यक्ति कोई 
बड़ा भारी अपराध न कर बैठे ते एक ही वंश में वह काम पीढ़ी दर पीढ़ी 
चला जाता था। इसलिये राज्याधिकारियों और प्रजा की स्थिति 
स्थिर रहती थी। जो वंश जिस सम्मान को पहुँच गया था उसका 
भोग उसकी संतति को मिल्ञता था। इससे चुनाव और असंतेष की 
मंझटें तो मिट जाती थीं परंतु किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती थी, 
सदेव के समान गाड़ी लीक ही क्लीक से ढुलकती चली जाती थी। 
मामले-सुकदसे बहुधा जबानी तय कर लिए जाते थे। बाल्ल की खाल 
निकालनेवालों का उस समय जन्‍म नहों हुआ श्र । इसलिये न्याय 
करने में अधिक समय नहीं लगता था। 





पंचदश अध्याय 
बुदेले 
गोंड़ों ही के शासन-काल में बुंदेलों ने लूटमार करना आरंभ कर 
दिया था। पहले बता चुके हैं कि वीरसिंह ने धामैनी का परगना ले 
ही लिया था। वीरसिंददेव ओड़छा का राजाथा। उसी वंश में 


छत्नसांल पेदा हुआ था, परंतु वह राजगद्दी का अधिकारी नहीं था। 
उसने अपने बाहुबत से लूट-मार करके नवीन राज्य की स्थापना की । 


१०० मध्य प्रदेश का इतिहास 


सागर जिले में उसने कई बार धावा किया भौर प्राय: सभी नगर लूट 
“'लिए। लाज् कवि रचित छत्रप्रकाश में ब्येरेवार व्शेन लिखा है कि 
उसने किन-किन गाँवों का छूटा। उसने घामैा।नी पर अनेक बार आक्रमण 
किए और क्रमशः प्राय: पूरा जिज्ञा अपने अधिकार में कर लिया | 
अंत में सन्‌ १७२८ ई० में मुगलों के सूबेदार मुहम्मद्खाँ बंगश ने अस्सी 
हजार अश्वाराही और हाथी लेकर छत्रसा् पर चढ़ाई कर दी, तब 
छत्रसाल संकट सें पु गया। उस समसय उसने बाजीराव पेशवा की 
सहायता चाही शेर उसे लिख भेजा :-- 
जो गति भई गजेंद्र की, से गति पहुँची आय। 
बाजी जात बुदेल की, राखे। बाजीरायः॥ 

इस देहे के पाते ही बाजीराव एक लाख सवार लेकर तुरंत 
चढ़ घाया और मुहम्मद्खाँ बंगश का जैतपुर के किले में घेर लिया। 
बु देले और मरहठे छः महीने तक सेरचा जमाए रहे श्रार शाही फाज को 
भूखों मार डाला । कहते हैं कि उस समय प्राटा ८ ह;। सेर बिकने 
लगा था। जीत के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १७३२ ३० में छत्तसाल 
की मृत्यु हुईे। उसके दे छाड़के थे, हिरदयशांह झौर जगतराज। 
पेशबा की सहायता के बदले, छत्नसाल ने बाजीराव को अ्रपना तृतीय पुत्र 
मानकर राज्य के तीन हिस्से किए। उसके पअनुसार जेठे पुत्र हिरदय- 
शाह का ३२ लाख की रियासत मिली अर्थात्‌ पन्ना, कालंजर और 
शाहगढ़ के इलाके । दूसरे लड़के जगतराय को जैतपुर, अजयगढ़ और 
चरखारी के ३३ लाख के इलाके और पेशवा का ३७ लाख की सागर, 
काल्पो, फाँसी और सिरोंज की जागीर मिली | 

छत्रसाल वीर ही नहीं वरन्‌ कविता-रसिक् और स्वय॑ कवि भी 
था। बंगश-विपत्ति में फंसने पर भी उसने सहायता की प्राथेना 
कविता ही में की श्रोर जब उसके घरानेवाल्ञों ने ही एक बार उसकी 
हँसी की भैर लिख भेजा :-- 

ओड़छे के राजा और दतिया के राई। 
झपने मुह छत्रसाल बने भना बाई॥ 


पंचदश अध्येय १०१ 
तब उसने इसका मुहतेड़ उत्तर कविता ही में लिख भेजा; --- 
सुदामा तन हेरे तब रंक हू ते राव कीन्हों, 
बिदुर॒ तन हेरे तब राजा कियो चेरे ते । 
कुबरी तन हेरे तब सुंदर स्वरूप दीन्‍्हों, 
द्रौपदी तन हेरे तब चीर बढ्यो टेरे ते' ॥ 
कहत छत्रसाल प्रह्मद की प्रतिज्ञा राखो, 
हिरनाकुस सारो नेक नजर न फेरे ते । 
ए रे गुरु ज्ञानी अभिमानी भए कहा होत, 
नामी नर होत गरुड़गामी के हेरे ते ॥ 
भूषण कवि जब छत्रपति शिवाजी से अनेक प्रकार का दान-मान 
पाकर छत्रसाल के यहाँ आया तब छत्नसाल ने उससे अधिक उपहार 
देने का सामथ्ये न देखकर भूषण की पालकी अपने कंधे पर रख ली | 
जब भूषण पालकी से उतरा और उसे यह बात ज्ञात हुई तब वह फूला 
नहीं समाया। उसकी प्रतिष्ठा की हद दो गई। उसने तुरंत यह 
कवित्त बनाकर कहा :--- 
राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, 
गाजव गयंद दिग्गनन हिय साल को। 
जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत, 
ताप तजि दुजन करत बहु ख्याक्ञ को। 
साज सजि गज तुरी पेदरि कतारि दीनन्‍्हें, 
भूषण भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को। 
श्रौर राव राजा एक मन में न श्याऊँ अब, 
साहू को सराहें के सराहों छत्रसात्न को ॥ 
हिरदयशाह ने अपने पिता की मझत्यु के पश्चात्‌ पन्ना को अपनी 
राजधानी बनाया। गढ़ाकोटे का इत्ाका हिरदयशाह के हिस्से में पड़ा. 
घथा। उसके जीते-जी कुछ गड़बड़ नहों हुई । 
जब वह सन्‌ १७३८ है० में मर गया तब उसका 
जेठा पुत्र सुभागसिंह गद्दी पर बैठा । उसके कई भाई थे । उनमें से प्रथ्वो- 


हिरदयशाह बुदेला 


१०२ मध्य प्रदेश का इतिहास 


सिंह ने अपने मन के अनुसार जागीर न पाकर अपने भाई से विरेाध 
किया झार वंह लड़ने का उद्यत हो गया। प्रथ्वीसिंद ने मरहठों को 
लिख भेजा कि यदि तुम गढ़ाकाटा इलाका लेने में सहायता करो, तो मैं 
तुमका चाथ अर्थात्‌ उस इल्ताके की आमदनी का चोथा हिस्सा दिया 
करूँगा। मरहतठे छत्रसाल का यश तुरंत भूल गए ओर पृथ्वीसिंह की 
सहायता करने को तत्पर हो गए। सुभागसिंह हार गया और प्रथ्वी- 
सिंह गढ़ाकाठा का राजा बन बैठा | 


्यक्रिकरर आ।/०पामंभाती०वेदर८ जप पिक अं मंध्ककमा 


बाोडश श्रध्याय 


मराठे 


ऊपर बता चुकू हैं कि सन १७३२ ई० में सागर का बहुत सा 
भाग पेशवाओं के अधिकार में आ गया था। बारह वष के भीतर 
गढ़ा काटे पर भी उनका सर्वत्व हो गया। इन सब इल्लाकों के प्रबंध के 
लिये गोविदराव पंडित नियुक्त किया गया श्र उसकी निवास- 
स्थान रानगिर स्थिर॒ किया गया। पीछे से उससे सागर में 
किला बनवाया और वहों जाकर वह रहने लगा। कहते हैं, गोविंद- 
राव . पंडित पेशवा का रसोइया था। एक दिन बाजीराव उपासे 
थे, तब गाविंदराव ने राजा से कुछ बनाकर खा लेने के लिये आधी घड़ी 
की मुहत्तत॑ साँगी। राजा ने आज्ञा दे दी, परंतु यह देखना चाहा 
कि यह आधी घड़ी में कैसे निपठ ल्ेगा। गेविंदराव नदी के किनारे 
गया और एक मुरदे का जक़्ते देखा। वहाँ चिता की आग में उसने 
कुछ भूज-भाँजकर अपना पेट भर लिया । पेशवा चकित है| गया और 
बेल उठा, जो मनुष्य इतना कर सकता है वह जे चाहे से कर सकता 
है?! गोविंदराव के भाग्य खुल गए। पेशवा ने उसे बढ़ाना आरंभ कर 
दिया और झंत में उसे बु'देलखंड में झपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । 
गेविंदराब पंडित ने आसपास के इलाके दमेह इत्यादि पर अपना अधि- 


पेडश अध्याय १०३ 


कार जमा लिया, परंतु सन्‌ १७६८ ई० में बह पानीपत की लड़ाई में 
सारा गया। कहते हैं कि वह इतना मोटा था कि बिना दूसरे की 
सहायता के घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था। इसी कारण वह 
पानीपत से भाग नहीं पाया। 
गेाविंदराव के पश्चात्‌ उसका लड़का बाल्लाजी और उसके 
पश्चात्‌ रघुनाथरव आपा साहब उत्तराधिकारी हुआ। इसके जमाने 
में मंडला और जबल्लपुर जिले भी पेशवा के अधिकार में झा गए, परंतु 
सन्‌ १७<८ में उन्हें पेशवा ने नागपुर के राजा रघुजी भांसला को दे 
डाला। धामानी भी शीघ्र ही भेंसला का मिल गई। रघुनाथराव सन्‌ 
१८०२ ६० में सर गया। वह उदारचरित्न था और विद्वानों का बहुत 
सत्कार किया करता था। उसके समय में सागर में सुप्रसिद्ध हिंदी 
कवि पद्माकर रहता था। उसने रघुनाथरांव की वल्लवार की यों 
प्रशंसा की थी :--- 
दाहन तै' तेज तिगुनी त्रिसूलन पे, 
चिह्लिन तै' चेगनी चल्लाक चक्र चाली तें। 
कहे पद्माकर महीप रघुनाथ राव, 
ऐसी समसेर सेर सत्रुन पे घाली ते। 
पाँचगुनी पब्ब तें पचो स गुनी पावक तें, 
प्रकट पचास गुनी प्रत्नय प्रनाल्नी तें। 
साठ गुनी सेस तें सहस््र गुनी स्रापन तें, 
लाख गुनी लूक तें करोर गुनी काली ते ॥ 
रघुनाथराव कोई संतान नहीं छोड़ गया, तब उसकी विधवा 
रानियों ने सूबेदार विनायकराव की सहायता से काम चल्लाया। सन्‌ 
१८१४ ई० में सिंघिया ने सागर को लूटा और विनायकराव को कैद कर 
लिया, परंतु पौन लाख रुपया लेकर उसे छोड़ दिया | सनू १८१८ ई० में 
जब पेशवा ने सागर और दमेह के इलाके सरकार अँगरेज को-दे-दिए, 
तब रघुनाथराव की रानियों--राधाबाई और रुकमाबाई--प्रैर विनायक 
राव सूुबेदार एवं अन्य मरहुठा सरदारों को ढ़ाई ल्ञाख रुपया साक्षाना 


१०४ मध्य प्रदेश का इतिहास 


पेंशन दी गई। रानियों ने बल्वंतराव को गोद लिया था। उसको 
जबलपुर में रहने की आज्ञा दी गई। उसके भी कोई सन्तान न थी। 
उसने पंडित रघुनाथराव का गोद ले लिया। ये सागरवाल्ले राजा 
कहलाते थे और जबलपुर में रहते थे। इनकी भी ६०० ०] सालाना 
पेंशन मिल्लती थी । 

पेशवा ने जबलपुर और मंडला द्वितीय रघुजी भोंसला को दे 
दिए थे। इनके समय में उस कुशासन का आरंभ हुआ जिससे 
उनके नाम की संज्ञा का अथे अराजकता हो 
गया। अभी तक जब कभी कोई कुछ गडबड 
करता है ते ग्रामीण बहुधा कह उठते हैं 'केसन घोंसली? समाऊथे” 
अर्थात्‌ तू कैसी गड़बड़ मचाता है। भोंसल्षों के हाथ में पड़ते ही जिले 
में प्रमेक प्रकार का अन्याय आरंभ हो गया । भोंसलों के प्राय: सभी 
कारवारी झन्यायी पुर लुटेरे थे। फेवल रुपया लूटना वे अपना कतेव्य 
समभते थे। इसलिये जैसे बने, सीधे या टेढ़े, प्रभा का धन निकालने में 
निशि-वासर तत्पर रहते थे। गाँव नीलाम करा दिए जाते थे परंतु यहदद 
भी भरोसा नहों रहता था कि लेनेवाला साल के अत तक निबह जायगा | 
कभी कभी ठेकेदार की खड़ी फसल कटने ही के पूव गाँव छीन लिया जाता 
था। ठेकेदार मुंह देखते रह जाताथा। उसका परिश्रम श्लौर लागत 
धूल में मल जाती थी। केबल अनेक प्रकार के कर ही नहों लगाए 
जाते थे, बल्कि धनिकों के घर की स्त्रियों और पुरुषों का लंपटता 
का दोष लगाया जाता था। यदि घर के स्वामी ने अधिकारियों का 
रुपया भर दिया तब ते ठोक, नहों ते वह काठ में डाल दिया जाता था। 
कुल टाएँ सरकार की ओर से नीलाम कर दो जाती थीं और रुपया 
खजाने में जमा है| जाता था। कोई उद्यम या व्यापार ऐसा नहीं था 
जिस पर कर न लगाया जाता रहा हो । यदि कोई बाजार में भपनी 
चीजें बेचने को बैठे श्र इधर-उधर देखने छागे ते! उस पर भी कर 


नागपुर के भोंसले 


१--उत्तर के जिलों में ज़नता भोंसलों के राज़्य के घोंसली राज्य कहां 
करंती यी। | 


पाडश अध्याय ५१०५ 


लेगा दिया जाता था; क्‍योंकि उसकी असावधानी से चोरी की आशंका 
हो जाती थी, जिसकी रक्षा का बोक अधिकारियों पर पड़ता था। यदि 
कोई पानी बरसने के लिये आराधना करे तो उस पर भो कर लग 
जाता। यदि इश्वर उसकी सुन ले और पानी बरसने से कहीं अधिक 
पैदावार हो जाय ते फ़िर राजा उस भावी प्राप्ति का भागी क्‍्योंन 
समझा जाय इसलिये आराधना के लिये कर क्‍यों न लगाया जाय। 
यह जानने के लिये कि अमुक व्यक्ति धनवान है या नहीं, उसके यहाँ 
की जूठी पत्तलें या देने इकट्ठ करके जाँच की जाती थी, कि वह घी 
खाता है या नहीं। यदि घी का चिह्न मिल्ञा तो समझा “जाता था कि 
धनवान है, उससे अधिकतर कर क्‍यों न वसूल किया जाय ९ विपत्तियों 
का अंत यहीं पर नहों हे जाता था। यदि शाजजाल से कोई बच गया 
ते पिंडारियों के दरेरों से बच जाना कठिन था। ये लोग टिड्डी- 
दत् के समान अकस्मात्‌ टूट पड़ते थे और रहा-सहां सब लूट पाठकर 
चंपत हो जाते थे। राजा के प्रधिकारी उनका बाल नहीं छू सकते थे। 
मतलब यह कि प्रजा की पीड़ा छुछ कुछ उस व्यक्ति के महान्‌ संकट 
की सी थी जिसका अनुमान तुलसीदास ने किया है--अर्थात्‌ “भह- 
गृहीत पुनि बात-बस, तापर बीछो सार। ताहि पियाइय वारुणी, कहहु 
कथन उपचार |” परंतु यह कुप्रबंध श्रोर अन्याय कब तक चल सकता 
था? शीघ्र ही वह दिन आया जब कि रेयत का इस 'मरहठी 
घिसघिस? से छुटकारा मिलता | 
सन्‌ १८१७ ई० में आपा साहब के बिगड़ खड़े हाने पर लाड 
हेस्टिंग्ग ने मनरल हार्डीमैन का नागपुर की ओर चढ़ाई करने की आज्ञा 
गा दी। उक्त साहब मैहर से ७ खितंबर का एक अश्वा- 
रेही कऔर एक गोरें की पेदल पलटन लेकर 
रवाना हुआ । शेष सेना पीछे रह गई इसलिये वह विज्ञहरी में ठहर कर 
उसकी बाट देखता रहा। प्रेत सें वह १८ सितंबर का जबलपुर के निकट 
आरा पहुँचा परंतु वहाँ सामना करने के लिये तीन हजार योद्धाओं की 
सेना तैयार मिली । उनके पास ४ पीतल की तेोपे भी थीं। जनरल 


१०६ मध्य प्रदेश का इतिहास 


ने अपनी ताोपे' छिपाकर लगवा दीं। थोड़ी देर के पश्चात्‌ देना ओर 
से दनादन तोपे' दगने लगीं। सैनिक अपने दाँव-पेंच करने तगे। पंत में 
दूसरे दिन प्रात:काल जबलपुर की गढ़ी प्लौर शहर छोन लिया गया। 
तभी से जबलपुर ब्रिटिश सेना का निवास-स्थान हो गया। शासस- 
प्रबंध के लिये तुरंत ही एक समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मेजर 
श्रोग्राइन के मिली । फिर सन्‌ १८२० ३० में १५ जिल्लों की एक कमिश्नरी 
बनाई गई, जिसका नास सागर व-स्पेदा-देरीडरीज रखा गया। उसमें 
जबलपुर का जिला सम्मिलित किया गया और जबलपुर में गवरनेर-जन- 
रल्त का एक एजैट रहने लगा। जब-सन्‌ १८३४ ई० में पश्चिमेचर 
देश ( वर्तमान संयुक्त प्रदेश ) का निर्म्माण हुआ तब उसमें सागर व 
नम्मंदा देरीटरीज शामिल कर 


72[07 66860 0५ 49]89॥/प्रा]/ (६॥॥0॥9५8 


